


MATRICULATION | 
HINDI SELECTIONS 


EDITED BY 
RAI BAHADUR- LALA SITA RAM, B.A., 2:58 
SAHITYARATNA, M.R.A.S., . 082 


Member of the Council and the Executive Committee 
of the Hindustani Academy, United Provinces, etc., i 3 72// 


AND 


NALINI MOHAN MU 
BHASHATATTWARATNA f 






set केक "* 59 





| SECOND REPRINT] 


PUBLISHED BY THE 
UNIVERSITY OF CALCUTTA 
1934 









e | - 
७ ॥ a ॥ ७ 
E 3 E 
* ' v १ | 
lst Edition, 1928—A. 
Reprint, 1934—A. 
PRINTED BY BHUPENDRALAL BANERJER : P. 
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA. _ 








P- E - 
: ^ = ऋ 9 ` af - > 
2 Se - ten are 
2 / - * * ha PF 
m - £* radi ca t 
4 - . रे pô a ~ 
७ xA M | CU M 
4 -— ७ | Ps A Ll» pe | PS 


ja F a f » 7 
क 


0 








owt — d a = 
as’ , = 


MODERN HINDI PROSE LITERATURE 


The word afa' (kavi) is derived from 
the verb कु (ku) to sound, with the addition 
of the «nadi suffix ¢ and seems originally 
to have meant a reciter of the Vedas. 
Subsequently it became an epithet of the 
Almighty? meaning All-wise. This mean- 
ing is attached to it in the Bhagawad-Gita,® 
Chapter VIII-9, though further on it only 
means a sage’ (X.37). In later Sanskrit 
literature the word is applied to a wise man. . 
The transition from a scholar to an author 
is easy enough and anything which a कि 


१ अच इः ;-_—Unadi sūtra, IV. 138. 
१ कविमेनीषो परिभूः स्वयन्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः i—Isha-Upanishad, VIII. 
* कविं पुराणमनुश्चासितारमणोरणोयांसमनुस्मरिद्‌ यः | 
* कवौनाझुशनाः कविः । 
Ayurvedic physicians in Bengal are still called kavírájas though 
few of them claim to be sages. In some parts of the country every 


Unani physician is called a Hakim, which originally means a 
philosopher, though hardly any of them have any knowledge of— 


philosophy. 
ET 











vi MODERN HINDI PROSE 


(kavi) wrote displaying his scholarship 
would be a havya 

According to the Sahitya-shastra, neither 
rhyme nor meter is necessary to constitute 
a kavya which is generally translated by 
the word poem in English, There was no 
art in writing simple prose. It is absurd 
tosay that there was no prose before the 
British Government was established. 
Natives of India did not talk in verse nor 
were epistles written in poetry. If prose 
was, therefore, to be written at all, the 
author had to display his command over 
the language and made every effort to 
make it as poetic as possible. Prose writing 
was, therefore, more difficult than writing 


_Yerses and this led to the well-known saying - 


that prose writing was the test of a 
poet. It is for this reason that the most 
famous novels in Sanskrit, the Vasavadatta 
of Subandhu and the. Küdambari of Bana 


are full of figures of speech and figures of — 


rhetoric. There is no doubt that fables 
were written in simple prose but they were 


ho-——————————————————À——————G'MEU +क कछे»ेन----........-----०००००००७००७०-३७ 
= = 


' गदां watat निकषं ater । 





"a, 
- 
* 
» 
a 
“hee छ 
e 
fa” 3 ` 
“3 
ki E 
क 
« wa 
-g 





MODERN HINDI PROSE vii 


meant for children, The example set by 
. Subandhu and Bana was followed by 
vernacular writers. When, . therefore, 
Lalluji was asked to write a book in Hindi 
for the College-at Fort William; he selacted 
the old story of the loves of Krishna and 
the Gopis but his work the Prem-Sagara is 
full of rhyming sentences. Rajab- Ali 
Sarür, who wrote his Fisana-e-Ajaib for the 
pleasure of Nasir-uddin Haidar, king of 
Oudh, did the same. Even the stories which 
it was the custom to repeat before going to 
bed. and which were calculated to lull one 
to sleep were interspersed with dohds 
(couplets). This is evidently because a 
nation, which if it has anything left un- 
impaired, is its imaginative faculty had no 
fancy for simple prose. To say, however, 
that there was not much prose before Lalluji 
. wrote his Prem-Sagara is far from truth. 

In the preface to Dr. Fitz-Edward Hall's 
edition of Lalluji's Na? Rajniti, printed in 
Benares in 1854, four Hindi versions of the 
Hitopadesha are mentioned prior to 1809, 
the year in which the Zajniti was first 
published. A College had been established 








vili MODERN HINDI PROSE 


at Fort William and some Hindi and Urdu 
books were wanted for the use of students. 
Lalluji was asked to write a book in Hindi 
and some Muslim scholars, who have not 
been recognised as standard Urdu writers by 
the Muslims themselves, were ordered to 
write books in Urdu. Two of these books, 
the Prem-Sügara and the Bag-O-Bahar, 
were prescribed for Proficiency Examination 
in Oriental Languages. The Prem-Sagara 
was edited with notes and subsequently 
translated by Mr, Eastwick. To Hindus it 
offered in an attraetive form the story of 
Krishna and the Gopis. Of Lalluji's other 
works, the collection called Sabha- Bilas has 
also escaped the consignment to oblivion 
which it deserved. The same may be said 
of the educational books of Raja Siva. 
Prasad. Samples of his writings are quoted 
as curiosities in our collections. They never 
found and will never find a place in the 
standard literature of the country. Raja 
Lakshman Singh’s Hindi translation of the 
Sakuntala is prescribed for the Civil Service 
Examinations but is written in a peculiar 
language. The value of such books lies in 











MODEKN HINDI PROSE ix 


their being first attempts of prominent men 
at a time when, after the mutiny, the 
services were full of Urdu-knowing men, 
which they are to this day. 

Lalluji.is by some styled as father of 
modern Hindi prose. This I have shown 
to be incorrect. Leaving aside isolated 
letters, the first important book in prose 
which was ever written in Hindi is the 
Ohaurüsi Faishnavon ki Varta of Gokul 
Nath. It is, to quote Mr. Growse, *' interes- 
ting as a specimen both of the dialect and 
religious superstition of the locality. 
Though written some two hundred years 
agoit might for all internal evidence to 
the contrary, have been taken down only 
yesterday, word for word, from the mouth 
of a village gossip. It does not contain a 
single archaic term, and in its unartificial 
style and rustic phraseology is an exact 
representation of the colloquial idiom of 
middle class Hindus of the present century. 
Yet it has absolutely nothing in common 
with the language officially designated the 
vernacular of the country, either as regards 
the arrangement of the sentences or the 





x MODERN HINDI PROSE: 


choioe of words; the latter being all taken 
from the Hindi vocabulary. ........ io: 

The next prose work which has come 
down to us is the Gora Badal ki Lara 
written by Jat Mal in 1680 V.E. Jat 
Mall's Hindi makes the nearest approach 
to what we call Khari Bolt though it 
contains archaisms. He was followed by 
Surati Misra who translated the Sanskrit 
letal Patichavimsgati in Brij Bhasha circ. 
1770 V.E 


There was a distinct gap of a hundred 
years after which the two employees of the 
College at Fort William wrote books in 
Hindi prose for the use of students. Lalluji 
wrote bis Prem-Sagara in Brij Bhasha but 
Sadal missra used the Khari Boli. Lalluji 
says that he wrote the book in the Khari 
Bolt of Delhi and Agra. The inaccuracy 
of this statement I pointed out in the 
English preface to my Hindi translation of 
the Hitopadesha published twenty-five years 


ago. The language used by Lalluji is not 


— - a tl 


1 Growse's Mathura Memoirs, N. W. P. Government Press, 
1880; p. 273 "a 








MODERN HINDI PROSE xi 


the Khari Boli of Delhi and Agra, by which 
we mean the language of high society in 
the two principal cities of Upper India, 
It was the form of Brij Bhasha as spokén in 
Agra. This I found eight years ago when 
under orders of the Local Government I was 
required to supervise the preparation of 
gramophone records in Indian vernaculars. 
Sadal’s book, the Nasiketopükhyün, is, how- 
ever, not much read, Insha Allah Khan of 
the Lucknow Court wrote his Rani Ketaki 
ki Kahani. This book professes to be written 
in pure Hindi avoiding vulgarisms and does 
not contain one Persian word from cover to 
cover, but a reader will at once be reminded 
of the Hindi translation of Persian books 
taught in the maktabs and as “ Insha Allah 
Khan was a Muslim he could not release 
himself from the habit of using idioms 
which had been taught by Moulvis in the 
school days.” 

There was another gap of about sixty 
years and Raja Siva Prasad appeared as 
_a writer of school books. 
sense to know that Persian and Hindi 
words which had been naturalised in our 


He had the good. 


DS = सह खा, "OWN" LJ 








xii MODERN HINDI PROSE 


vernacular should not be excluded to make 
it pure, The great Das, who flourished at 
the end of the eighteenth and the beginning 
of the nineteenth century of the Vikram 
Era and therefore preceded Raja. Siva 
Prasad by over a century and who though a 
native of Partabgarh in Oudh wrote in pure 
Brajbhashd, defines Bhàshà as follows :— 


ब्रजभाषा भाषा रुचिर कहो सुमति सब कोइ | 
मिल संस्कृत पारसिह् पे अति प्रकट जु होइ ॥ 
मिले अमर' ब्रज मागधो नाग यमन भाषानि । 
सहज पारसो g मिले षट बिध कबित बखानि ॥ 


“ The beautiful language in which Sans- 
krit and Persian are mixed up is called 
Brajbhasha by wise men. Itis a mixture 
of Sanskrit, Magadhi, the language of 
Nagas and Yavanas, and Persian.” 


Das has therefore given the place of 
honour in Hindi poetry to Tulasi and Gang, 
who have freely used Persian and Arabic 
words in their compositions. 








) अमर means deva or god and Sanskrit is called 
the Devabani 














MODERN HINDI PROSE xiii 


Baba Raghunath Das Ram Sanehi of 
Ayodhya, who composed his: Visram Sagar 
in 2911 V.E., also says :— 


संस्कत maa फारसो विविध देस के बैन | 
भाषा ताको कहत कवि तथा कोन्ह में ऐन ॥ 


Raja Siva Prasad was so far right but 
he concocted a special form of vernacular | 
which is neither Hindi nor Urdu and it 
was condemned no sooner than it appeared 
in Benares itself. Raja Siva Prasad had 
started a journal called the Benares Gazette. 
Munshi Sital Singh, a famous scholar 
attached to the Benares Court, described 
the language of the Journal in the following 
lines :— 


बनारस मे इक जो बनारस गज़ट = | 
इबारत तो उसको अजब ऊटपट है ॥ 
aad मुद्रि र है कुळ बासलोका | 
. मगर क्या करे जब इवारत हो पट है | 
Contemporary with him and likewise a 
Government servant who had obtained the 


title of Raja for his loyal services, was Raja 
Lakshman Singh. Raja Lakshman Singh 








xiv MODERN HINDI PROSE 


commenced writing Hindi when he was a 
Deputy Collector in Etawah and I have 
been informed that the Raja's principal 
literary assistant was a Chaturvedi of the 
place. He therefore tried to exclude words 
of foreign origin. 

The great modern reformer Swami Daya- 
nand Saraswati was a Sanskrit scholar and 
a native of Gujerat, yet in the propagation 
of the Aryasamaj his speeches and his 
writings have done more for the cause of 
Hindi than any other writer of modern 
time, 

At the same time the greatest luminary 
appeared in the firmament of modern Hindi 
literature in the person of Babu Harish- 
chandra of Benares who is, by unanimous 
consent, called the father of modern Hindi. 
He wrote books on various subjects and 
may be said to have laid the foundation of 
modern Hindi prose. He translated several 
Sanskrit dramas in Hindi, some of them with 
full notes, literary and historical, and was 
the first great critic besides being a great 
poet. J made my first acquaintance with 
him in August, 1879, and this acquaintance 











MODERN HINDI PROSE xv 


lasted till his death in January, 1885, at the 
early age of thirty-five. I need hardly say 
that I never found such an agreeable society 
all my life. Before my posting in Benares 
I was on the editorial staff of the Oudh 
Akhbar, the premier Urdu daily of Upper 
India in those days but his society and a 
perusal of his works induced me per force 
to change the sphere of my ‘literary acti- 
vities and the programme of my life. When 
I first met him he presented me a copy of 
his Satya Harishchandra which though 
partly adopted from the Sanskrit Chanda- 
Kausika, has a charm of its own. He 
next translated Shakespeare’s Merchant of 
Venice which was published under the title 
Durlabha Bandhu. A little before his 
death I received from him the gift of a 
copy of his Hindi version of the Mudra- 
Rükshasa. This was enough and I at once 
made up my mind to publish translations 
of six Sanskrit plays under the title of Our 
Ancient Theatre, as also translations of the 
principal dramas of Shakespeare, twelve 
of which have already been published 

The example set by him has been followed 








xvi MODERN HINDI PROSE 


by a host of Hindi writers but his principal 
co-adjutors were Munshi Tota Ram of 
Aligarh, Pandit Badri Narayan Chaudhari 
of Mirzapur, and Pandit Radha Charan 
Goswami of Brindaban. 


Besides more than a dozen Hindi plays 
his principal prose works are “a series of 
excellent lives of great men, European and 
Indian, entitled Prasiddha Mahatmaon kē 
Jiban-Charitra and a history of Kashmir 
called Kashmir Kusuma.” His Harish- 
chandra Chandrika was one of the first Hindi 
journals ever started and contains extremely 
interesting articles on various subjects. In 
the never-ending controversy between Hindi 
and Urdu, he once pointedly remarked— 


“se बोबो tat हैं कि mam टेप के सांचे में 
नहों cet |” 


“ Miss Urdu has not yet been cast in type.” 


Of the very large number of Hindi 
writers and the enormous quantity of Hindi 
literature which has sprung up after him 
during the last half a century it is vain to 
give an idea in a short note. Some estimate 








MODERN HINDI PROSE xvii 


of the work done may be formed from the 
fact that in the United Provinces alone 
during the ten years 1917 to 1926, 7,681 
books were published in Hindi prose on 
various subjects as detailed below :—! 





Arts 66 
Geography 271 
Drama 500 
Fiction 1,282 
History 561 
Language 1,260 
Law 68 
Medicine 264. 
Miscellaneous 1,434 
Polities 968 
Philosophy, including Mental 
and Moral Science 68 
Religion 800 
Science (mathematical and 
mechanical) 386 
Science (natural and other) 317 
Voyages and Travels . 96 
| Total 7,681 


० These figures are taken from the statement regarding books 
snd periodicals published in the U. P. Government Gazette. ` 





I क्रय Rl से = 





xvii MODERN HINDI PROSE 


On Science and allied subjects, Hindi 
writers are hampered by the absence of a 
recognised terminology, 

The two important departments of Hindi 
prose of modern growth are drama and 
novel and some account of both will not 
be out of place here. 


Dramas 


Sir George Grierson writing in 1888 
says: “The Hindi drama is a plant of 
very recent growth. It is true that some 
of the earlier writers wrote what they 
called nataks, for instance Newaj wrote a 
Sakuntala, Braj Basi Das and other tran- 
slations of Prabodh-Chandrodaya; but these 
were plays only in name, being without 
entrances and exits of characters. Similarly, 
the Dev Mayà Prapaiich of the celebrated 
poet Deb, the Prabhawati written for 
the Maharaja of Benares, and the Anand 
Raghunandan written for Maharaj Biswa- 
nath Singh of Rewa, are wanting in the 
essentials of dramatic poetry.” 

An extract from Newaj's Sakuntala is 
given in my Selections from Hindi 


ET 











MODERN HINDI-PROSE c 


Literature, Book VI, Part II, but it is only 
the story told in verse. "There is no doubt 
that we had in the beginning of the 
Christian era and for several centuries after- 
wards, drama of indizenous growth but in 
Hindi it degenerated into Rasas and Sangs. 
Hindi drama appeared only in the latter 
half of the 19th century. Babu Gopal 
Chandra Sah alias Giridhar Das, father of 
Babu Harishchandra, wrote his Nahush 
Natak in 1857. He was followed by Raja 
Lakshman Singh with his Hindi translation 
of Sakuntala, and a few others whose names 
are mentioned in the Modern Vernacular 
Literature of Hindustan. The best of these 
plays including those of Babu Harish- 
chandra, e.g., the Mudra- Rükshaso are mere 
translations or adaptations of Sanskrit plays. 
Babu Harishchandra also translated Shakes- 
peare's Merchant of Venice and published it 
under the title of Durlabha Bandhu. Sri- 
nivas Das, Keshav Ram Bhatt, Balkrishna, 
Badari Narayan Chaudhuri, Damodar Shastri, 
and Ambika Dat Vyas were either his 
contemporaries or flourished shortly after. 
I have also translated in Hindi prose and 





XX MODERN HINDI PROSE 


verse the  JMahüviracharita, the Uttara 
Ramacharita and the Malati-Madhava of 
Bhavabhüti, the M@lavikdgnimitra of 
Kalidasa, the Mrichchhakatika of Sudraka, 
and the Nagananda of Harsha, which were 
published thirty years ago under the title 
of ‘Our Ancient Theatre.’ 1 have also 
translated several plays of Shakespeare in 
Hindi, twelve of which have been published. 

The only living writers of original plays, 
whose names deserve honourable mention 
are Babu Brijnandan Sahaya of Arrah, an 
extract from whose Ushangini is given in this 
book and Babu Jayashankar Prasad of Benares, 
whose plays the Nagayajia and Ajatashatru 
are valuable additions to Hindi literature. 

Drama seems to have little attractions for 
Hindi writers. The various theatrical com- 
panies compile plays of their own but they 
are only for the entertainment of the public 
and will never be recognised as standard 
literature, 

Novels | 

The most important addition to Hindi 
reading matter has, however, been furnished 
by romances and detective stories. We 








MODERN HINDI PROSE xxi 


had quite a number of large story books 
in Urdu such as Araish-i-muhfil and the 
Bostan-i-khayal, but there was little in 
Hindi prose which could enchant the reader 
till the appearance of Babu Devakinandan 
Khatri's Chandrakanta, and Babu Gopal- 
ram's Jdsus. Chandrakanta found several 
unsuccessful imitators, .üsus none. It 
has persistently worked for the past thirty 
years and is still growing strong. The most 
popular story-writer is Munshi Premchand. 
He began his literary career by writing 
short stories in Urdu which were greatly 
appreciated. He has now found it more 
profitable to write in Hindi and his collec- 
tion of short stories and his large books 
such as the Sevsadan and others are very 
entertaining. 

A very large number of novels such as 
those of Babu Bankim Chandra Chatterji 
have appeared in a Hindi garb, but I am 
sorry to note that some of them are full of 
Bengali idioms and Bengali constructions, 
"This destroys the distinctive character of 
Hindi. A Behari writer per force uses 


such expressions as दुनियाँ मे for दुनिया m. 





xxii MODERN HINDI PROSE 


Local forms should be dropped out of 
written Hindi, A normal standard of lan- 
guage should be acquired and every effort 
should be made to polish it to literary use. 
Nor should this standard be the Pandit’s 
Sanskritised Hindi. When the Royal So- 
ciety of England was founded, ‘ clearness, 
plainness, conversational ease, and direct- 
ness were the aims the society set before 
its members where their writing was con- 
cerned.’ ‘The Royal Society,’ wrote the 
Bishop of Rochester, its first historian, ‘have 
exacted from all their members a close, 
naked, natural way of speaking; positive 
expression, clear sense, a native easiness, 

5 bringing all things as near the mathemati- 
cal plainness as they can; and preferring 
the language of artisans, countrymen, and 
merchants, before that of wits and scholars." 
I earnestly appeal to my fellow workers in 
the cause of Hindi to follow the same course 
in standardising their national literature. 


TA Sıra RAM 





1 English Literature Modern, by G. H. Mair, William and 
Norgate, p. 112. j 





E 














MATRICULATION 
HINDI SELECTIONS 








1, RAJA SHIVA PRASAD, C.S.I. 


Raja Shiva Prasad was the son of Babu 
Gopi Chand and was born in Benares on 
Magh Sudi 2, 1880 V. E. He lost his father 
at the early age of eleven, and the duty of 
educating him devolved on the ladies of 
the family. He learned under various 
teachers including Babu Tarinicharan Mitra, 
a professor in the colleze at Fort William 
who had settled in Benares after his retire- 
ment. At the age of nineteen he was 
appointed Dewan of Bharatpur Raj and 
it was on his recommendation that the 
ex-Dewan Bhola Nath with eighty other 
Kayastha employees of the State were sent 








2 MATRICULATION 


to jail. It is also said that in the first 
Afghan War when the Government demand- 
ed a subsidy of eighteen lacs from the 
State it was Raja Shiva Prasad who got it 
remitted. Weare, however, not concerned 
with his political career. In his own way 
he was an educationist and inventor of a 
style of Hindustani writing which found 
some imitators after him. He was appoint- 
ed Inspector of Schools in 1856 and retired 
after thirty years’ service. He compiled 
several books for the Education Department 
which were used in the schools of the 
United Provinces for a very long time. 

The Bir Singh ka Brittant exposes the 
folly of female infanticide by Thakurs and 
was written for Mr. Edwards, the then 
Superintendent of the Protected Hill 
States, whose Mir Munshi Shiva Prasad 


was before his appointment as Inspector of 
Schools. 








बोरसिंड का Dara 


काशो अविनाशो सुखराशो से कुछ टूर पर गङ्गा के 
az के निकट एक सुन्दर गांव है। वहां बोरसिंछ एक 
रघुवंशो राजपूत रहता' था। उसका बाप बड़ा 
धनाव्य था, घर के आगे सदा हाथो झुमा करते थे, 
पर fed उसका कोई भो नथा । घन के मद में बह सब 
से बैर बिरोध रखता था । बोरसिंच को पांच छो बरस 
का छोड़ के मर गया | घर में बखेडा उठा, धन धरतो 
सब का सब छाथ से निकल गया, बोरसिंछ को रोटियों 
का भो ठिकाना न रहा । घर के बरतन कपड़े बेचकर 
दिन काटता था | अठारह बरसको अवस्था में उसने 
एक नोच कुल को केतको राजपूतनो से विवाह किया | 
समय पाकर उसे गभे रहा । घर में मङ्गलाचार होने 
लगा । स्त्रो को संतान से अधिक इस संसार में और 
कोई वस्तु सुखदाई नों होतो | केतकी मारे मोद के 
फूलो न समाती थो । गिनते गिनते नो महोने पूरे wu, 
OS चलने लगीं, दाई बुलाई गयो | दैवात्‌ केतकी ने 
कन्धा जनो। कन्या का नाम सुनते छो aue 
तलवार ले जेसे रघु इन्द्र से लड़ने को धाया था उस 














4 MATRICULATION 


बिचारो बालिका के मारने को सोरो में आ उपस्थित 
हुआ | केतकी नंगो तलवार देखके डर गयो । कांपतो 
कांपतो बोलो, स्रामो ! यहां कोन तुम्हारा बरो है 
जिसके बधने को कोपकर कृपाण हाथ में लो है? 
वोरसिंह बोला, att सो मेरा कोई भो नहीं, पर क्या तूने. 
अब तक यह नहीं सुना कि हमलोग रघुवंशो कन्था नहीं 
पालते, और कभी किसो के साले Bat नहीं कहलाते ? 
में इसो लड़को के मारने को तलवार लाया OE Og 
केतको यह सुनते छो मुरभा गयो; आंखों से आंख को 
धारा बहने लगो। मां का मोह बालक पर प्रसिद्द है; 
चाहे ga हो चाहे gal उसके स्तन से दूध को धारा 
एक हो सो निकलतो है। जिस मां को अपने ga 
पुत्रो का ale नहों, वह स्त्रो क्या, उसे तो राक्षसो कहना 
चाहिये | कांपते कांपत हाथ जोड़के बोलो, छे पति! 
ऐसे fagu मत हो, यह लड़को AM दान दो; तुम्हारो 
बात सुनके मेरा कलेजा फटता है। इसको इस 
बाल-अवस्था पर दया करो, इसके छोटे छोटे हाथ 
पांव ओर गोरे गोरे मुखडे को देखो । यह arena 
भगवतो का रूप है। इसकी हत्या अपने माधे मत 
लो । साले और ससुरे बनने में कुछ पाप नहों लगता 
"IK न समभवालों के समोप इसमें कुछ लोक- 
निन्दा है। S मा बाप भाई बहन और सब शब्द 








HINDI SELECTIONS 5 


हैं वैसे साला ससुरा ये भो दो शब्द हैं। wa मेरा बाप 
तुम्हारा ससुरा बना, तुम्हारा बाप भो मेरा ससुरा 
हुआ | इसमें बुराई क्या निकलो ? 9 पति! आगी 
बड़े बड़े राजा वरन्‌ देवताओं के लड़कियां छोतो 
रहो हैं और उन्होंने बड़े उत्साह से उनके विवाद 
किये € किसो इतिहास या yoa में ऐसा नहीं 
सुना कि किमो water ने कन्धा का बध किया SY | 
कंस ने अवश्य यशोदा को कन्या के प्राण लिये थे सो 
वह असुर था, और जेसो टुटेशा उसकी इई वह सब 
को विदित है। तुम रघुवंशो राजा रघु के वंश में हो | 
रामचन्द्र रघुकुलभूषण को सन्तान राठौर और 
कछवाहों के शिरोमाण जोधपुर और जयपुर के राजा 
अपनो सब लड़कियों को क्यों ast मार डालते। 
महाराज तखतसिंद wet को लड़को महाराज 
रामसिं सवाई जयपरवाले के घर में अब भो aaa 
है। यदि तुम्हारे बाप दादा ने कन्याबध किया तो तुम 
उनके चलन पर मत चलो । तुम अपने anal ur 
रघु अज दशरथ रामचंद्र लव कुश इत्यादि को चाल पर 
जिनकी कीति चहदिशि छा रहो है-चलो । तुम्हारा 
जयदेव चोरो के अपराध में बन्दोग्डह sm गया था तो 
अब क्या तुम भो चोरो करोगे ? 

हमको इस बात के लिखने में अत्यंत खेद होता है 








MATRICULATION 


fa केतकी के मधुर मंजुल और विवेक सहित पुष्प 
समान बचनों ने उस कठोर facat बोरसिंह के मन पर 
कुछ भो असर न किया; तुलसोदास ने सच कहा है-- 


सोरठा 


gate mate न बेत यदपि सुधा बरषहिं जलद | 
ara हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचिसम ॥ 


निदान ag बिचारो गिड़गिड़ातो और faaat 
करतो हो रहो कि योरसिंह ने एक तलवार उस 
निरपराधनो लड़को के Tat मारो कि बह उसो कन 
दो टुकड़े हो गयो । केतकी से देखा न जा सका, HE 
फेर लिया, कलेजा घडकन लगा, अंधेरा आंखों के सामने 
का गया, मानों सारो धरतो कांप उठो। ats के 
Hw पर भो उस समय कुछ श्यामता सो छा गयो । 
सच है पाप कम ऐसा हो होता है; लेखनो का भी इस 
aaia के लिखने से कलेजा फटा जाता है | 

gat गर्भाधान में केतकी पुत्र जनो। इस आनन्द 
में Jal का शोक भूल उसे लालन पालन करने लगी, 
उसका नाम सुमतचंद रक्वा । भाग्य का बलो था, जभो 
पांच वर्ष का हआ, सर्कार की ओर से उस गांव में एक 
पाठशाला नियत हुई। सुमतचंद भो उसमें पढ़ने लगा | 
बाप से सुन सुन कर उसके मनमें इस बात का 








HINDI SELECTIONS ri 


घमंड होने लगा कि में रघुवंशो राजपूत ह, At समान 
संसार में कोई नहों agar पाठशाला के लड़कों का 
अपमान किया करता । लड़के भो जब कभी घात पा 
जाते इसको बिना छेडे न छोड़ते। एक दिन कहने 
लगे कि तू नित दून को लिया करता है- कि मेरा बाप 
रघुवंशो है, मेरा बाप रघुवंशो है, कुछ यह भो तू जानता 
है कि तेरो मां कीन वंशो है। लड़के वेको अच्छे होते 
हैं जिनको मां अच्छो हैं क्या तूने आज हो पोथी में 
ast पढ़ा जितने नामो आदमी wu हैं उनकी मां 
भो नामो थों ? सुमतचंद उस समय तो चुपका हो रहा, 
परंतु उसके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ | जब घर 
गया प्यार से अपने पिता के गले में हाथ देके पूछने 
त्नगा- बाबू जो, क्या अष्मा रघुवंशों नहीं हैं? 

बोरसिंह- बेटा, कहीं wat भो रघुवंशो इई हैं ? 
जिनके वंश में तुम्हारो मां जनमो है वे तुम्हारे बराबर 
बैठने का भो अधिकार नहीं रखते | 

सुमतचंद-यच् आप क्या कहते हैं कि स्तो रघुवंशो 
नहीं होतो ? रघुवंशो की लड़की रघुबंशो न होगी तो 
और क्या होगो ? और यह तो बात afe आतो हो नहीं 
कि रघुवंशो के बेटो न हो, बेटे हो बेटे होते चले जावें । 
बड़ Ge को बात है कि आपने feat रघवंशो स्त्रो से 
विवाह नहीं किया | 














8 MATRICULATION 


बोरसिंह--बेटा, लड़को तो giai के भो 
अवश्य होतो है, परन्तु वे उसे जिलाते कदापि नहीं | 
होते छो मार डालते हैं; इसो कारन हम लोगॉंको नोच 
कुल को स्त्रियां से विवाह करना पड़ता है | 

सुमतचंद-हैं हैं, यह आपने क्या बात कचो ? 
कन्धा का भो कभो कोई बध करता है? आप तो बड़े 
wfas हो, आपके मुखसे एसो बातका निकलना महा 
May को वात है। आपको ने सी बार मुभसे कहा 
होगा कि, जोव का सताना बहत बुरा, और जिसमें भो 
किसो का प्राण लेना तो बड़े St पाप का काम है, सो 
आपके कहने अनुसार ये हमारे भाई बंधु रघुतरंशो सब 
जोवों से श्रेष्टतर मनुष्य, जिसमें भो निरपराधी अबला 
स्त्रो कोअर उसपर भो एसो अवस्था में जिसे Sus 
पत्थर भो पसोजे और राक्षस को भो दया आवे-बाप 
और मां होकर मारते हैं ? At तो इस बात के सुनने 
छो से रांगटे खड़े होते हैं और कलेजा फटा जाता है। 
धन्य हैं वे जो अपनो पुत्रो को पालने के बदले उसका गला 
काटने को हाथ उठाते हैं! इस संसार में तो ऐसा दंड 
कोई vet दोखता जो इस अपराध के तुल्य हो । मेरो 
जान में तो ये बाल हत्यारे तभो अपने पूरे दंड को 
qe aa जब रोरव नरक को अग्नि में जलेंगे । 

anfis अपने मन में कुळ लज्जित सा हुआ, और 








HINDI SELECTIONS 9 





सोचने लगा कि अपनो लड़को अपने हाथ से न मारो 
Slat तो अच्छा था | किस्रो दाई से कह देता, बच उसे 
गला घोटके, या पानो में मंह डुबो के, या पलंग के 
पाए से पेट दबा के, या uu से सांस रोक के, या दूध 
में बिष देके सहज में मार डालतो । यह न जाना कि 
बुरा काम चाहे मनुष्य अपने हाथ से करे चाहे दूसरों 
से कहके करावें, पाप बराबर लगता है, बरन जो कोई 
दूसरा करता हो और यह शक्ति होते इए निवारन न 
करे तो भो-पाप का भागी होता = | 

बोरसिह- बेटा, हम लोग जो लड़कियां को जिलाने 
लगे तो फिर उनका ब्याह करने के लिये रुपये कहां 
से लावे ? कुळ सब समय में सब किसो के पास तो 
रुपया रहता हो नहीं । 

सुमतचंद- बाबूजो, यह तो आपका बचन लड़को 
जिलाने का साधक है। जब घन विद्यत की नाई अस्थिर 
है, कभो है ओर कभो नहीं, तो फिर Gump निरपराधो 
कन्या को हत्या कयां सिर पर लेनो चाहिये? कोन 
जाने जब तक कन्या विवाहयोग्य हो धन भो आ जावे | 
सिवाय इसके जब आपके कहने अनुसार संसार में सभो 
मनुष्य धनाव्य नहीं हैं तो हमलोग fexus होने से 
क्यों लजावे'। जैसे और घनहोन पुरुष अपनो लड़को का 
बिवाह करते हैं हम भो कर देंगे। ब्राह्मण तो हमसे 





10 MATRICULATION 





कुल गोत्र में कहीं बढ़कर उच्च V ओर बचहुधा धनहोन 
हो होते हैं, फिर क्यों कन्या जिलाते हैं ? आगे राजाओ' 
ने समय पड़ने से गंधवंविवाह कर लिया है? हमारै 
पास रुपया न होगा हम भो अपनो लड़कियों को पोले 
हाथ करके चुदरो पहना देंगे और उसके पति को सौँप 
देंगे। इसमें लाज को क्या बात है ? मगर AT TAA 
at जो लोग खो सो मिन्नत-समाजत करके अपने 
मेलो मिलापियो' से घोड़े हाथो ऊ ट मंगनो मांग लेते 
हैं, मोटियो' को ure के कपड़े पहनाकर तिलंगा बनाते 
हैं, और फिर डका बजाते निशान उड़ाते सारे नगर में 
गलो गलो अपने लड़कों को बरात घुमाते हैं, उनको 
लजाना चाहिये। यह क्या बुद्धिमानो' का काम है कि, 
उस रुपये को--जिससे सेकड़ों दोन दुखियों का टुखदरिट्र 
दूर हो सकता है--काग़ज को फुलवारो बनाकर vere 
या बारूद को आतशबाज़ो छोड़ फंक दें । 
बोरसिंह--बेटा, तुम सच कहते Fy परंतु ये नाई 
भाट पुरोहित इत्यादि-जो बड़ो' के समय से fare मै' 
पाते आये हैं--अब न AT तो बहत अपकीति करेगे | 
सुमतचंद- बाबूजो, आप नाई भाट और पुरोहितं 
को अपकोति करने से तो डरते हैं और उस भ्रपकोर्ति 
पर नहीं ध्यान धरते जो बालहत्या के कारण सारे संसार 
में होतो है, और हत्यारे घुकारे जाते हैं। आप निश्चय 




















HINDI SELECTIONS 11 


जानिये fa सिंह सर्प श्वान से भो अधिक अघम और 
नोच हम गिने जाते S| RA एक पुस्तक में लिखा देखा 
है कि, वे अपनो wur दूर करने को अथवा अपनो 
जान बचाने को पशुघात करते हैं, परंतु सो भो 
अपने बच्चा बच्चो को कभी नहीं सताते। जो जंगलो 
मनुष्य अपने देवता के सामने नरबलि देते Y, az 
बचहुधा अपने शत्रुओं को काटते हैं और उसके बदले 
अपने देवता से लाभ को आशा रखते हैं। जो लोग 
जानबूझकर किसो को सती होने देते हैं तो उनको 
निश्चय रहता है कि as सुख से अपने ufa के 
साथ ai भोगेगो, परंतु धिक है उन कठोर faux 
faecal राक्षस माता पिता को, जो केवल ससुरा Hera 
को लाज से, और नाई भाट के aa करने को शक्ति 
न रखने से, अपनो आत्मजा निरपराधो तुरन्त को 
जनमो कुमारो कन्या को मार डालते Fl AA 
निश्चय asi आता था कि, कोई मां बाप अपने 
बेटा ate प्राण लेता है। समभा था faut टापू को 
असभ्य जाति का वणेन S| यह आज जान पड़ा कि 
वहु सारा मेद हमो लोगांका है। बाबू जो, इस जगत 
की अपकीोति को मैं क्या HS ? मुभे बड़ा सोच है कि 
मरने के पोछे ये बालचहत्या के पापो किस गति को प्राप्त 
होंगे? में नहों जानता कि want राजपूतों में यह 





12 MATRICULATION 


बरो रोति लड़की मारने को क्यों कर चल गयो और 
किसने चलायो ? जिन feat में मुसलमान बादशाह 
थे, और राजपूतां को लड़कियां को उनके मां बाप से 
aaa थे, जिन feat में मुहष्मद कासिम zz के 
राजा को लड़कियों को पकड़कर खुलोफा वलोद 
के लिये दमिश्क ले गया था, जिन दिनां में अलाउद्दोन 
खिलजो feat का बादशाह गुजरात के राजा से उस 
की लड़की देवलदेवो को क्रोन लाया था, जिन feat 
में राजा भीम को पझिनो रानो को सारे रनिवास के 
साथ अलाउहोन बादशाह के हाथ से सत बचाने को 
चितीड गढ़ में सतो होना पड़ा था, जिन feat में 
बहा ट्रशाह गुजरात वाले के डर से रानो किरणवतो 
को तेरह हज़ार राजपूतिनियाँ के साथ आग में जलना 
पड़ा था, यदि उन feat में लोग अपना धमं और 
लाखों आदमियों को जान, जो लड़ाई में मुसलमानां के 
हाथ से मारे जाते थे, बचाने के लिये जनमत हो 
लड़कियों को मार डालते हां तो आश्रय नहीं, पर 
अब जब कि सकार अंगरेज़ बहादुर, ईश्वर aera दिन 
दिन प्रताप उनका, दूसरे को कन्या को-चाहे बह 
राजपूत को हो चाहे चांडाल की, चाहे रति के समान 
हो चाहे राक्सो-अपनो कन्या तुल्य समभते हैं तो फिर 
ऐसा घोर पाप क्यों करना चाहिये ? 














HINDI SELECTIONS 13 


बोरसिह मनमें कहने लगा कि aa अपनो लड़को 
न मारो होतो तो अच्छा था; पर लड़के से याँ बोला 
कि-बेटा, बड़े आदमो के मारने का पाप लगता है, 
जनमतो लड़को तो मांस का लोथड़ा है उसके मारने से 
परलोक क्या बिगडेगा? यदि tat बात होतो तो 
हमारे पुरोहित ओर ब्राह्मण हम को अवश्य निवारण 
करते। सुमतचंद ने शास्त्र नहीं पढ़ा था, quer हो 
रहा, पर खटका san मन में उत्पन्न wur सोचा कि 
ये प॒रोदित और ज्योतिषो-जो At बाप से «ma 
बतलाकर और संकल्प कराकर इस ZZ छाल पर 
भो रुपये पुजा लेते हैं--अनुभव नकीं होता कि पंडित 
ओर शास्त्रवेत्ता हां, ये निरे लालचो ठग हैं; जिस से 
दो पेसे पाते हैं उसो को सो कहने लग जाते हैं, अपने 
मन का संदेह feat अच्छे पंडित से मिटाऊ'गा। 

सुमतचंद को सुबुदि ओर चतुरा सब पर प्रगट हो 
गयो at) जभो रेखे' भोजो तहसोलदार उसे खेत 
नापने ओर सिवानां का झगडा निबटाने को भेजने 
लगा । साहिब कलेक्टर ने उसका काम बचत पसंद 
किया जब तहसोलदार ने पेंशन लो इसी को उसको 
जगह पर नियत कर fear, निदान उसके घर का 
फिर भाग जागा, सब के! सुख से दिन कटने «d 
केतको के इस बोच में ओर भो दो लड़के हो गये थे । 





३५ MATRICULATION 


एक दिन सुमतचंद अपने माता पिता के निकट कोठे 
पर बैठा हुआ था और उसके दोनों भाई गले में हाथ , 
दे कर प्यार कर रहे थे; नोचे जो खिड़को से भांका तो 
क्या देखता है कि, लोग रंगे चंगे कपड़े पहने हुए 
अपनो बहनों के घर से खा पा कर तिलक कराये चले 
जाते Si अनायास सुमतचंद के मह से यह बात 
निकल आयो कि, हा मेरे कोई बहन xz, नहों तो 
में भो उसके घर जा कर खाता और उससे तिलक 
करवाता । पुरोहित कइता था कि आज के दिन 
यमराज ने अपनो बहन यमुना के घर खाया था इसो 
कारण इसका नाम यमहितोया रहा, और उसके 
माल्य में महाभारत और पझपुराण के वचन पढ़ता 
था कि, “हे युधिष्ठिर, कातिक में ga पत्त को द्वितीया 
को यमुना ने पहिले आप अपने घर में यम को जिमाया 
इस कारण बुडिमानां को अपने घर खाना उचित नहीं 
ZW करके अपनो बहन के हाथ से खावं, इससे उनका 
सोभाग्य बढ़ता है | 

यमहितोया के दिन जो नर बहन के घर न भोजन 
करे उसको सब देवता संसार में पापो समभते हैं। 
जिस तिथि को यमुना ने यमराजदेव को भोजन कराया 
उस तिथि को बहन के घर भोजन करने से अतुल वित्त 
और चिर आयु मिलतो है ।” 











HINDI SELECTIONS 15 


भगवान ने मा बाप भाई धन धान्य धरतो पशु सब 
बात का सुख दिया, परंतु इतनाछो मेरे मन को बड़ा 
पछतावा रहा कि एक बहन aes बोरसिंह ने ठंढ़ो 
सांस लो । केतको बोल sat कि--बबुआ, बहन तो तेरो 
एक ऐसो हुई थो कि, जोतो तो रूप में चन्द्रमा को मात 
करतो और सौभाग्य में दूसरो लक्ष्मो छोतो, परंतु तेरे 
पिता ने होते हो तलवार से काट डालो । सुमतच'द को 
बच्चन का वियोग और पिता के दुगेति जाने का सोग 
एसा व्यापा कि आंखां से टप टप wia पड़ने लगे, Fat 
न गया, उठकर बाहर चला गया | 





2. HARISHCHANDRA 


Some account of this great poet has been 
given in Book VI, Part II, of Lala Sita 
Ram’s Selections from Hiadi Literature 
published by the University. For more 
detailed information the reader is referred 
to the Life of the Poet Harishchandra by 
Babu Shivanandan Sahay of Akhtiarpur in 
Shahabad District. 


Babu  Harishehandra belonged to the 
family of Kale Harakhchand, a well known 
banker whose family had migrated to 
Benares from Calcutta. Harakhchand was a 
grandson of Fatehchand, a son of Seth Ami- 
chand (Omichand) of the days of Lord 
Clive. Harakhchand’s son was Gopalchand, 
likewise a poet, who bore the nom du plume 
of Giridhar Vas, 

Bharatendu Babu Harishchandra, the 
eldest son of Babu Gopalchand, was born in 
Benares on the 9th September, 1850. It is 
said of him as of Pope that “He lisped in 
numbers for the numbers came," and he 








HINDI SELECTIONS b. Tg 


composed his first verse 9४ the early 
age of six. He learnt English from 
Raja Shivaprasad but his education was 
interrupted by the departure with his 
mother on a pilgrimage to Puri On 
return he commenced that career of bene- 
volence, which, even if he had not done the 
greatest service to the literature of his 
country, was enough to make him immortal 
among his countrymen. He established 
Harishchandra A. V. School in Chaukhamba 
which still exists. He always lent a 
helping hand to the needy and distressed 
and was a great patron of literature. 

He is, however, known to us more as 
the father of modern Hindi literature. 
His linguistic attainments were various. 
The senior compiler of these selections 
had the pleasure of sitting in his company 
for hours together during his stay in 
Benares and never found such agreeable 
society all his life. He could speak 
Bengali as fluently as any native of 
Calcutta and there is hardly any dialect 
of the spoken language of Aryan India 
in which he could not compose verses. 

2 





18 MATRICULATION 


About three hundred books are attributed 
to him, the most important of which are— 

Satya Harishchandra Durlabhabandhu, 
Mudra Rakshasa (Hindi), Chandrawal, 
Kashmira Kusuma, and Charitawali. 

He died at the age of thirty-five on 
the 5th January, 1885, greatly mourned 
by a vast circle of friends and admirers. 
The accompanying extract is taken from 
the Charitawalt. 








चरितावलो 


महाकवि कालिदास का चरित्र 


राजा विक्रम को सभा में नो रत्न थे। उनमें से एक 
कालिदास भो थे । कहते हैं कि लड़कपन में इन्होने 
कुछ भो नहीं पढ़ा लिखा, केबल एक स्त्रो के कारण 
इन्हे यह अनमोल बिद्या का धन हाथ लगा। इनको 
कथा यां प्रसिद्ध है, कि राजा शरदानन्द को लड़को 
विद्योत्तमा बडो पण्डिता थो । उसने यह प्रतिज्ञा को, 
कि जो am शास्त्रार्थे में alam, उसो को व्या गो । 
उस राजकुमारो के रूप, यौवन, बिद्या की प्रशंसा 
सुनकर टूर दूर के पण्डित आते, पर शास्त्राथं के समय 
उससे सब wm जाते Wa जब पण्डितो ने देखा कि 
यह लड़को किसो तरह बश में नहीं आतो और 
सबको EU देतो है, तब मन में अत्यन्त afer होकर 
सबने एका किया, कि किसो ca विद्योत्तमा का 
विवाह किसो ऐसे सूखे के साथ करावे, जिसमें जन्म 
भर अपने घमण्ड पर पछतातो «wei निदान वे 
लोग wa की खोज में निकले। जाते जाते देखा, 








20 MATRICULATION 


एक आदमो te के ऊपर जिस टहनो के ऊपर बैठा 
है, उसो को जड़ से काट रहा है। पण्टितों ने उसे 
महासूखं समभ कर बडी आवभगत से नोचे बुलाया, 
और कहा, कि चलो इम तुम्हारा ब्याह राजा को 
लड़को से करा टे । पर खबरदार राजा की सभा 
में मह से कुछ भो बात न कहना, जो बात करनो हो 
इशारों से बताना। निदान जब वहु खुजा को सभा 
में पहुचा, जितने पण्डित वहां बेठे थे, सबने उठ 
कर उसकी पूजा को, ऊचो जगह बैठने को दो 
आर विद्योत्तमा से यों निवेदन किया किये ब्रहस्पति 
के समान विद्दान्‌ हमारे गुरु आपके व्याने को आये 
हैं।. परन्तु इन्होंने तप के लिये मौन साधन किया i 
जो कुछ आपको शास्त्राथ करना हो, इशारों से कोजिए। 
निदान उस magad ने इस आशय से, किं 
इश्वर एक है, एक उ'गलो उठाई। सूखे ने, ae 
समभ कर कि यह धमकाने के लिए उ'गलो दिखाकर 
एक आंख फोड़ देने का इशारा करतो है, अपनो 
दो उ'गलियां दिखाई । ufwdhi ने उन दो उ'गलियां 
के ऐसे अर्थ निकाले, कि उस राजकुमारी को हार 
माननो vet, ओर विवाह भो उसो समय हो गया। 
रात के समय जब दोनो का एकान्त हुआ, किसो तरफ 
से एक ऊट चिल्ला उठा। राजकन्या ने पूछा, कि यह 


OCU 2152, 











HINDI SELECTIONS 21 


क्या शोर है? सूखे तो कोई भो शब्द शुद्ध नहीं बोल 
सकता था, कह उठा उटु-चिल्लाता है। ओर जब 
राजकुमारो ने दुहराकर पूछा, तब z की जगद 
Say कहने लगा, पर शुद्ध SZ का उच्चारण न कर 
सका। तब तो विद्योत्तमा को पण्डितों की दग्राबाज़ो 
मालूम हुई, ओर अपने धोखा खाने पर पछताकर 
फूट फूट कर रोने लगो। ae सूखे भो अपने मन 
में बडा लज्जित eat, पहिले तो चाहा, कि जान 
छो दे डाल, पर फिर सोच समझ कर घर से निकल 
विद्या-उपाजेन में परिश्रम करने लगा ओर थोडे A 
दिनो' में ऐसा पण्डित हो गया, जिसका नाम आज तक 
चला जाता है। जब बह सूख पण्डित होकर wu 
आया, तब जेसा आनन्द विद्योत्तमा के मन को इुआ, 
वह लिखने के बाहर है। सच है, परिश्रम से सब कुछ 
हो सकता है | 

कालिदास के समय azad, वररुचि आदि और 
भो कवि थे। कालिदास ने काव्य नाटकादि अनेक 
ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखे हैं। इनको काव्यरचना 
aga सादो, मधुर ओर विषयानुसारिणो है। अंगरेज़ 
लोग कालिदास को अपने शेक्सपियर से उपमा देते 
हैं। उनके समय में भवभूति नामक एक कवि था। 
mea हैं कि उसकी विद्या कालिदास से अधिक थो, 


[01% 3 




















22 MATRICULATION 


परन्तु कवित्वशक्ति कालिदास को सो न थो। भवभूति 
कालिदास के aga को मानता था | 

कालिदास mea ब्राह्मण थे। उनको आखेट 
आदि खेलो' को बडो चाह थो, और उन्होने अपने 
ग्रन्थ में इसका ata किया है कि, मनुष्य के शरीर पर 
ऐसे Bal से क्या क्या उपकारो परिणाम होते हैं | 

विक्रमादित्य ने उनको MAR का राजा बनाया, 
और यह राज्य उन्होने चार बरस नो महीने किया । 

कालिदास उज्जैन में रहते थे, परन्तु उनको जनन्‍्म- 
भूमि कश्मोर थो । 

देशान्तर होने पर स्त्रो के वियोग से जो जो दुःख 
उन्होने पाये, उनका बखान Haga काव्य में लिखा है। 
कालिदास बड़े चतुर पुरुष थे, उनकी चतुराई की 
बहत सो कहानियां हैं, और वे सब मनोरंजक हैं, 
जिनमें से कई एक ये हैं :-- 

(१) भोज राजा को कविता पर set रुचि uti 
जो कोई नया कवि उनके पास आता और कविताचातुयं 
kama उसको वह अच्छा पारितोषिक देते, और 
चाहते तो अपनो सभा में भो रख लेते थे। इस 
प्रकार से यह कविमण्डल बहत बढ़ गया । " उसमें कई 
कवि तो ऐसे थे कि, वे एक बार कोई नया ज्ञोक सुन 
लेते, तो उसे कण्ठ कर सकते थे। जब कोई मनुष्य 

















HINDI SELECTIONS 98 


राजा के पास आकर नया झोक सुनाता था, तो wea 
लगते थे कि यह तो हमारा पहिले को से जाना हुआ 
है, ओर तुरन्त पढ़ कर सुना देते थे । 

एक दिन कालिदास के पास एक कवि ने आकर 
कहा कि, सहाराज, आप यदि राजा के पास ले चलें और 
कुछ धन feat Sa तो मुझ पर आपका बडा उपकार 
होगा। जो में कोई नया झोक बनाकर राजसभा में 
सुनाऊ तो उसका नूतन माना जाना कठिन है, इसलिए 
कोई युक्ति बताइए | 


कालिदास ने कहा कि तुम झोक में ऐसा कको कि, 
राजा से मुझको अपने tai का छार लेना है, ओर जो 
कुछ में कहता इ' सो यहां के कई पंडितों को भो मालूम 
होगा । इस पर यदि पंडित लोग कके कि, यद झोक 
पुराना है, तो तुमको tat का हार मिल जायगा, नहीं 
तो नये झोक का अच्छा पारितोषिक मिलेगा । 


उस कवि ने कालिदास को बताई हुई युक्ति को 
मानकर वैसा छो झोक बनाया और जब उसको राजसभा 
में पढ़ा तो कविमण्डल चुपचाप हो रहा और उस कवि 
को बहुत सा धन मिला | 





(२) एक समय कालिदास के पास एक HF 
ब्राह्मण आया ओर कहने लगा कि कविराज, में अति 





24 MATRICULATION 


दरिद्रो इ, और मुझ में कुछ गुण भो नहों है, मुझ पर 
आप कुछ उपकार करे तो भला होगा | 

कालिदास ने कहा, अच्छा हम एक दिन qe 
राजा के पास ले चलेंगे, आगे तुम्हारा प्रारब्ध। परन्तु 
रोति है कि जब राजा के दशन के निमित्त जाते हैं तो 
कुछ भेंट ले जाया करते हैं, इसलिए में जो ये सांटे के 
चार टुकड़े देता इ' सो ले चलो। ब्राह्मण घर लौटा 
Wt उन सांटे के टुकड़ों को उसने घोतो में लपेट रक्वा | 
यह देख किसो ठग ने उसके बिना जाने उन टुकड़ों को 
निकाल लिया, और उसके बदले लकड़ो के उतने 
टुकड़े बांध दिये | 

राजा के दर्शन को चलने के समय ब्राह्मण ने सांटे 
के टुकड़ों को नहों देखा, जब सभा में पह'चा तब उस 
काठ कौ राजा के अपंण किया । राजा उसको देखते 
*I बहत क्रोधित wur) उस समय कालिदास पास 
हो थे, उन्होने कहा- महाराज, इस ब्राह्मण ने अपनी 
दरिद्ररूपो लकड़ी आप के पास लाकर tat है, 
इसलिए कि उसको जलाकर इस ब्राह्मण को आप 
सुखो at | यह बात कवि के मुख से सुनते हो राजा 
बहुत प्रसन्न हुआ, ओर उसने ब्राह्मण को बहत धन दिया | 

(3) एक समय राजा भोज कालिदास को साथ ले 
बनक़ोड़ा के हेतु अरण्य को गये, और घमते घमते थके 















HINDI SELECTIONS 25 


मांदे हो, एक नदो के किनारे जा 431 इस नदो में 
पत्थर बत थे, उन पर पानो गिरने से बडा शब्द होता 
mi उस समय राजा ने कालिदास से विनोद करके 
पूछा कि कविराज यह नटो क्यों रोतो है? कालिदास 
ने उत्तर दिया कि--महाराज यह छोटे हो पन में अपने 
मेके से ससुराल को जातो है | 

कालिदास के प्रसिद्द ग्रन्थ शकुन्तला, fara, 
मालविकाग्निमित्र * मेघदूत हैं। शकुन्तला बहत 
वणेनोय ग्रन्थ है। उसका उल्था यूरोप को सब भाषां 
में हो गया = | 

एक समय कविवर कालिदास अपने मकान में 
बैठ कर अपने प्रिय पुत्र को अध्ययन कराते थे। 
उसो समय ज्षत्रियकुलभूषण creía विक्रमादित्य 
संयोग से आ गये। कविवर कालिदास ने महाराज 
को देख प्रिय पुत्र का पढ़ाना छोड़कर शिष्टाचार को 
रोति से महाराज का आदर मान किया। जब 
चत्रिय-कुल-भूषण महाराज विक्रमादित्य ने पढ़ाने को 
प्राथेना को तब फिर अध्ययन कराना प्रारम्भ किया | 
उस समय कविवर कालिदास अपने प्रिय ga को 
aA uera थे कि, राजा अपने छो देश में मान पाता 
है और विद्दान्‌ का मान सब स्थानों में होता है | 
महाराज इस प्रकार को शिक्षा को सुनकर अपने मन 















26 MATRICULATION 


में gan करने लगे कि कविवर कालिदास ऐसे 
अभिमानो पण्डित हैं कि, मेरे हो सामने पण्डितों को 
बड़ाई करते हैं ओर राजाओं को वा धनवानों को 
वा मुझे नोचा दिखाते हैं। में पण्डितां का विशेष 
आदर मान करता ह', और जो मेरे वा अन्ध राजाओं 
बा धनवानों के यहां पण्डितां का आदर नहों हो तो 
कहां हो सकता €? ऐसा gan करते हुए राजा 
अपने घर गये। महाराज विक्रमादित्य ने कविवर 
कालिदास को जो धनसम्पत्ति टो घो उसको हर लेने 
के लिए मंत्रो को आज्ञा दो । मंतो ने वेसा हो किया 
जेसा महाराज ने कहा था। कविवर कालिदास 
को जोबिका जब हर लो गई तब टुःखो होकर वह 
अपने बालबच्चों के साथ अनेक देशां में भटकते 
हए, आन्त में करनाटक देश में uz 
करनाटकदेशाधिपति बड़ा पण्डित और गुणग्राहक 
था। उसके पास जाकर कविवर कालिदास ने अपनो 
कविताशक्ति दिखाई। उस पर करनाटक-देशाधिणति 
ने अति waa होकर aga सा धन और भूमि देकर 
उनको अपने राज्य में रक्वा । कविवर कालिदास राजा 
से सम्मान पाकर उस देश में रह कर प्रतिदिन राजसभा 
में जाने और वहां राजा के सिंहासन के पास ऊचे 
आसन पर बैठ सब राजकाजों में उत्तम सम्मति देने 














HINDI SELECTIONS 27 


लगे, और अनेक प्रकार को कविताओं से सभासदों के 
मन को कलो खिलाते हुए सुख से रहने लगे | 

जबसे कविवर कालिदास को विक्रमादित्य ने छोड़ा 
तबसे वे बड़े शोकसागर में डुवै थे। नवरल्लां में कविवर 
कालिदास हो अनमोल ta थे। इसके सिवाय जब 
राजा को राजकाज के कामों से फुरसत मिलतो घो तब 
केवल कविराज कालिदास हो की asa कविताओं 
को सुन कर उनका मन प्रफुल्लित होता था । इसलिये 
ऐसे गुणो मनुष्य के विना राजा का मन सब equi से 
उदास रहने लगा । फिर राजा ने कविराज कालिदास 
का पता लगाने के लिए सब देशों में gat को भेजा । 
जब Hel पता न लगा तब राजा आप हो मेस बदल 
कर खोजने के लिए निकले | 

कई देशों में und फिरते जब वे करनाटक देश में 
गये तो उस समय उनके पास मार्गव्यय के लिए एक छोरा 
जड़ी हुई अंगूठी को He और कुछ नहीं था। उस 
अ'गूठो को बेचने के लिए वे किसी जोहरो की दूकान पर 
गये। Wal ने ऐसे दरिद्र के हाथ में ऐसो अनमोल 
रत्रजटित अंगूठो को देखकर मन में उसे चोर समभा 
ओर कोतवाल के पास मैजा। कोतवाल राजसभा 
में ले गया । 

वे चारों ओर देखते भालते जो आरी बढ़े तो कविवर 





28 MATRICULATION 


कालिदास को देखा और कहा, महाराज Aa जेसा किया 


Sur हो फल पाया। कविवर कालिदास उठकर राजा. 


को अङ्क में लगा कर करनाटकदेशाधिपति से परिचय 
करा और सब ब्योरा कह कर राजा बोर विक्रमादित्य 
के साथ चले आये | 

पर इन कथाओं में भो वहो झंझट पाई जातो है 
जोर कविवर कालिदास का समय ठोक feu होना 
कठिन है | 

कोई कोई कहते हैं कि कबिबर कालिदास को 
सहायता से एक ब्राह्मण ने राजा भोज से एक झोक 
पर अनेक रुपए इस चतुराई से लिये थे । 

उज्जेन नगरो में राजा भोज ऐसा विद्यारसिक, 
गुणज्ञ ओर दानशोल था कि विद्या की afe के 
प्रयोजन से उसने यह नियम प्रचलित किया था कि 
जो कोई «are आशय का झोक बना के लावे उसको 
एक लाख रुपये दक्तिणा दो जाय। इस बात को 
सुन कर देश देशान्तर के पण्डित लोग नये आशय के 
झोक बना कर लाते थे, परन्तु उसको सभा में चार 
ऐसे पाण्डत थे कि एक को एक वार, दूसरे को दो 
बार, तोसरे को तोन वार, और चौथे को चार वार 








सुनने से नया झोक कण्ठस्थ हो जाता था। सो जब 








कोई परदेशी पण्डित राजा की सभा में नवीन 


4 





HINDI SELECTIONS 29 


आशय का झोक बनाकर लाता तो राजा के सम्मुख 
पढ़के सुनाता था। उस समय राजा अपने पण्डिताँ 
से पूछता था कि, यह झोक नया € वा पुराना, तब 
वह मनुष्य, जिसको कि एक, वार के सुनने से कण्ठस्थ 
होने का अभ्यास था, कहता कि ae पुराने आशय 
का झोक है, और आप भो पढ़ कर सुना देता था। 
इसके अनन्तर wu मनुष्य जिसको दो वार सुनने से 
कण्ठस्थ हो जाता था पढ़ के सुनाता, और Tat प्रकार 
ag मनुष्य जिसको तोन वार और वह भो जिसको 
चार वार के सुनने से कण्ठस्थ होने का अभ्यास था, 
क्रम से सब राजा को कंठाग्र सुना Sa; इस कारण 
परदेशो विद्वान्‌ अपने मनोरथ से रहित हो जाते थे; 
अर इस बात को Wal देशदेशान्तर में फेलो | 

परन्तु एक विद्वान्‌ ऐसा देश काल में चतुर और 
बुदडिमान्‌ निकला कि उसके बनाये wu आशय को 
इन चार मनुष्यों को भो अङ्गोकार करना पड़ा, और 
ag आशय ae है कि “हे qe लोक के जोतनेवाले 
राजा भोज! आपके पिता बड़े धर्मिष्ठ हुए हैं, 
उन्होंने मुभसे Frama करोड़ का wa लिया है, 
सो मुझे आप टोजिये, और इस sara को आपके 
सभासद विद्वान्‌ जानते Fit) उनसे पूछ wis, 
ac जो वे ae कि यह आशय केवल नवोन कबिता 

















30 MATRICULATION 


Ala है तो अपने प्रण के अनुसार एक लाख रुपया 
मुझे दोजिये ।” 

इस आशय को सुनकर चारों विद्दानों ने 
विचार किया कि जो इसको पुराना आशय 
ठरावे तो महाराज को निन्नानबे करोड़ ga 
देना पड़ता है, और नवीन कहने में केवल एक 
लाख, सो उन चारां ने क्रम से यहो कहा कि, 
wala! यह नवोन आशय का झोक है। इस पर 
राजा ने उस विद्वान्‌ को एक लाख रुपये दिये | 








3. SHARMA JI, 


Sharma Ji is the nom de guerre of Babu 
Shyama Charan Banerji, Advocate, Oudh 
Chief Court, He is one of the few Bengali 
gentlemen, who having settled in Oudh, have 
paid as much attention to the study of 
Hindi as to Bengali, and have made valu- 
able contribution to the Hindi literature. 
He was born in 1907 V.E. (1880), passed 
the First Examination in Arts in 1867, 
worked as a teacher in the La Martiniere 
College, Lucknow, from 1868 to 1876, passed 
the High Court Vakil's Examination of the 
Allahabad High Court in 1876 and practised 
law from 1878 to 1925, after which he 
retired. His principal works are: Dara 
Shikoh, Vidushak, and Chutkule. He also 
contributed articles to the Avadha-vasi and 
the Nagri Pracharak, besides writing articles 
for Bengali and English papers. He has 
also published the Rent Rulings of the 
Judicial Commissioner's Court, Settlement 
. Circulars, Index of Cases, and Local Acts. 








टाराशिकोह कौ हार ओर उसका बध 


जिस समय शाहजहां बोमार था उस समय 
केवल दारा उसके निकट था, सुलतान शुजा बंगाले के 
राज्य में था, ओर ainda और मुरादवखश भो 
दक्षिण को ओर थे। बादशाह को बोमारो को 
ख़बर पाकर सुलतान शुजा ससेन्य आगरा को चला, 
दारा को आज्ञानुसार उसके रोकने के लिये दारा 
का पुत्र सुलेमान-शिकोह सेना लेकर चला। 
mesi ने राजा जयसिंह को भो सुलेमान-शिकोह 
के साथ कर दिया, और गुप्त भाव से राजा से यह भो 
ae दिया कि जहां तक हो सके युद्द न होने पावे | 
सदोर दलेल खां भो राजा को इमराह्दो में था। 
इलाहाबाद के निकट दोना सेनाओं को मुठभेड़ हुई । 
सुलतान शुजा को हार इई, सुलेमान-शिकोह ने बडो 
वोरता से इस युद्ध में जयलाभ faa) राजा 
जयसिंह बादशाह को MMAM काम कर रहे थे। 
अपना बल प्रकाश नकीं किया, जो कुछ बालक 
सुलेमान-शिकोद ने किया था उसो को बस समभा | 
यदि राजा जयसिंह भो इस युद्द में अपनो वोरता 











HINDI SELECTIONS 38 


प्रकट करते तो सुलतान शुजा का नाम उसो समय 
qa होजाता। जब सुलेमान शिको सुलतान 
शुजा के युद्ध में लगे थे उस समय amt A खबर 
आई कि औरंगजेब और मुराद एक बडो सेना 
लेकर आगरे आ रहे Ya सुलेमान fis ने 
अपने पिता से प्राथना को कि औरंगज़ेब के रोकने 
a लिये हमको आज्ञा दोजाय। परन्तु दारा को 
तो दुर्देव होने वाला था, दारा ने सुलेमान शिकोह 
की प्रार्थना स्वीकार नहीं की और शाहजहां बादशाह 
को आज्ञा लेकर राजा यशवन्तसिंद और कासिमखां 
को Meas से युद्ध करने को भज दिया | 

कासिम खां दाराशिकोह का शत्र था और ae लोग 
कहते हैं कि वह nass से मिला wur भो था। 
जो कुळ हो, ये दोनों सेनापति ae के अभिप्राय से 
यमुना 5 किनारे aga) उस युद्ध में मुरादबकश 
अगुवा था। उसने इन ep सेनापतियां को परास्त 
किया । यशवन्तसिंह ने बडो वोरता से युद्ध किया, 
राजपूत सेना बहुत नष्ट हुई, परन्तु देव को कौन टाल 
सकता है? यशवन्तसिंह sit) इस पराजय से 
उनकी रानो को इतना शोक और क्रोध इआ कि 
उसने राजा को अपने महल के भोतर आने «eb दिया 


"Hx ae eer भेजा कि राजा ने क्षत्रिय धम के 
| 3 











34 MATRICULATION 


विपरोत mà किया है, afaat का ade है कि 
युद्द में wast को मार कर जय लाभ at अथवा 
सम्मुख युद्द में प्राण त्याग at | away से पराजय 
के साथ प्राण लेकर भाग आना ज्ञत्रिय कुल का धर्म 
नहों है, कायर पुरुष हो के fau जोवित नहीं रह 
सकता | रानो के व्यवहार से राजा को ग्लानि तो 
बहत हुदै, परन्तु दारा के विरुद्द खय भगवान थे, ae 
रानो का जाना नहों था। दारा कासिमखां सेमी 
aga असन्तुष्ट इआ ओर यदि उसको निकट में 
पाता तो दण्ड देता। अब दारा ने युद्द का उद्यम 
करना आरम्भ किया | 

बादशाह शाहजहां ने कहा कि में स्वयं aera 
में चलूगा और दोनो' विवादियो' को समभाऊ'गा। 
दारा ने इस quuni को नहीं माना। यदि 
शाइजहां HY के साथ जाता तो युद्द होना असम्भव 
होता | ओरंगज़ेब के सेनापति लोग बादशाह के 
विरुद्द शस्त्र धारण न करते और जो सेनापति दारा 
के संग जाते वे भो बादशाह के कारण यल्रपूर्वक qu 
करते। बादशाह ने दारा से यह भो कहा कि qa 
युद्ध के लिये बहुत जल्दी न करो। सुलेमान शिकोह 
भो शोघ्रहो इलाहाबाद से लोट आवेगा, उसके साथ 
प्रवण योद्दा हैं, उनको संग लेकर युद्द यात्रा करना | 














HINDI SELECTIONS 35 


दारा ने चित्त में सोचा कि यदि बादशाह को साथ 
ले जांय तो युद्ध नहों होगा, बादशाह औरंगजेब को 
समभा दंगे और वह दक्षिण को लोट जायगा; 
ओर यदि सुलेमान शिकोह को अपने साथ युददचेत्र 
में ले जायंगे तो विजय करने का नाम उसो का होगा, 
क्यांकि उसो ने शजा को हराया है और यहां भो 
लोग उसो को विजेता मानें गे, बादशाह भो उस से 
सन्तुष्ट हैं और प्रजा को दृष्टि उस पर है, जोतन के 
अनन्तर सब उसो के पक्षपातों हो जायंगे। बादशाह 
का रोग भो अब कम होने लगा है, बादशाह निरोग 
होकर राजकाज करंगे, फिर हमारो आशा फलवतो न 
Siti— ea राज-सिंहासन पर ares «el हो सकंगे। 
सुलतान शुजा का उच्छेद Sera है--हमारे अधोन 
एक WA सवार, २०००० Gea, ४००० MA हैं। 
Sg के 





के पास इसका चतुथॉंश भो नहीं है, हम 
तुरन्तहो उसको जोत AA बादशाह तो ear 
अधोन हैं, हम तब स्वयं बादशाह बन बेठेंगे। य 
बिचार कर दारा Faq ले यात्रा को तैयार हुआ और 
श्राइजहां से अनुमति लेने को आगरे के किले में गया | 
बादशाह ने दारा से कहा कि तुमने इमारो युक्तियां 
में से um भो न मानो, अपने eee काम करते 
हो। हमारा और तुम्हारा साक्षात्‌ अब नहों बदा 











36 MATRICULATION 


है, अब जो तुम हार जाना तो हमारे सम्मुख फिर 
न Oat) दारा ने बादशाह को बातों पर कुछ भो 
ध्यान aÑ fear; अपनो सेना लेकर qaa नदो 
की ओर Gara से युद्ध करने को चल दिया और 
कुछ समय बोते उस नदो के निकट पइच कर अपना 
खेमा गाड़ दिया। औरझइनज़ेब भो उसो नदो के दूसरे 
पार ठहरा इआ था। इस समय दोनों सेनाए' युद्द 
का अवसर देख रहो थों । 

zs ने स्थानोय राजा चम्मतसिंह को धन 
द्वारा सन्तुष्ट करके नदो का ऐसा स्थान- जहाँ अनायास 
पार उतर सकते हैं-जान लिया और रातको को उस 
सुगम मागे से नदी उतर कर आगरे की ओर चला । 
Susa ने दारा को भुलावा देने के लिये कुछ 
खेमे दारा के ang लगा ou थे और दारा wur 
ध्यान में था कि aa sel Gat में है और युद्ध का 
सामान कर रहा है। जब दारा को जान पड़ा कि 
ayaa आगरे को चल दिया है तब ae भो 
WHat से उसके पोछे चला ओर फतेहाबाद के निकट 
दोनों सेनादल एकत्र हुए। तोन चार fea तक 
दोनों सेनादल इसी प्रकार से युद्द ware करते रहे ।. 
बादशाह messi ने दारा को लिखा कि सुलेमान 
बहत WH आरहा है, उसके आने लक nan करो, 








HINDI SELECTIONS 37 


अर आगरे के निकट fau सुदृढ़ स्थान ux ğa- 
निवास wel, दारा ने उत्तर दिया कि में दो तोन 
दिन के भोतर gs और मुराद को बन्दो करके 
स्वयं आकर आगरा Gas, उस समय आप 
अपनो इच्छा के अनुसार उन से aca कोजियेगा | 
faat के लिये nfa करने को आवश्यकता AET । 

दारा ने युद्ध को तेयारो को; प्रथम पंक्ति में 
ata गाड़ दो गई । atat को लोहे को जंजोर से 
इस प्रकार से एक दूसरे से मिलाकर बांध दिया कि 
WAG के सवार उनको भेट कर न आसक । उनके 
पोळ शतरसवार और बन्ट्कवाले एदल far खड़े 
किये mai सब के पोळे wen को पंक्ति wet 
ex. दक्षिण का विभाग खलोलुल्ला खां के अधोन 
में रक्वा गया। उस विभाग Ñ २०००० सेना थो 
और बाम विभाग के चलाने के लिये रुस्तम खां ओर 
दक्षिण में राजा sama और राजा रामसिंद राठौर 
नियत किये गये | 

Seas ने भो अपनो सेना को उसो नियम से 
खड़ा किया । और थोड़े छो काल में दोनों ओर तोपें 
चलने लगीं। दारा एक हाथो पर सवार होकर 
Ararat को आज्ञा देरहा था, ओर आप cami को 
साथ लेकर आगे को बढ़ता जाता था। बाम दिशा 
























38 MATRICULATION 


में बडो वोरता से युद्ध होरहा था। रुस्तम खां और 
राजा sama मारे गये, परन्तु रामसिंह राठीर 
मुराटबखश के निकट पहुंच गया और उसको ज़खमो 
किया | मुरादबकश हाथो पर सवार था, रामसिंह 
उसको पेटो काट रहा था । उस समय मुराद ने एक 
तोर मार दिया जिसके आघात से रामसिंह भो 
मरगया। दारा wast को बांधो जंज़ोर की रोक 
तोड़ कर ओरंगज़ेब के निकट तक usa गया 
ax met देर के पोछे औरंगज़ेब को परास्त भो 
कर देता। उस समय ओरंगज़ेब अपने सिपाछियां 
को हाथो पर 32 कर ललकार रहा था और कहता 
था ' “मरहवा दिलेरान्‌ जंग! खुदा बहक अस्त ट्श्मना 
रा amaa gee” | औरंगज़ेब के निकट केवल हज़ार 
पांचसौ आदमो Tend थे और ID जान पड़ता था कि 
दारा की जय हुई। उस समय दक्षिण विभाग का 
नायक खलोलुल्ला खां घोड़े पर सवार होकर दारा 
के पास WIE a ओर बडे ऊ चे Qt से कहा “मुबारक, 
मुबारक, इज़रत ने फतह कर लिया, अब कुछ बाकी 
wet है। अब हाथो पर से उतर आइये और घोड़े पर 
सवार होजाइये और बाकी काम इम लोग करलेंगे” | 




















* “शाबाश योद्धाओ । ईश्वर अवश्य है। वैरियों का पौळा करो |” 





HINDI SELECTIONS 39 


जब तक युद्ध होरहा था, खलोलुल्ला ने कुछ 
काम vet किया और यको aeat था कि 
हमारा विभाग कोतल में है, जब काम पड़ेगा तब 
युद्ध में प्रहत्त iti खलोलुल्ला a सिपाह्ियों ने 
एक भो गोलो नहों चलाई । खलोलुज्ञा से दारा 
की Waat थो, दारा को आज्ञानुसार खलोलुल्ला 
एक समय पोटा गया था--वच्द क्रोध खलोलुल्ला के 
चित्त में भरा हुआ था और इस समय खलोलुल्ला 
ने विश्वासघात किया, युद्ध में योग नहीं दिया। 
प्राचोन gw नियम के अनुसार सेनापति का सेना में 
होना आवश्यक होता था, उसने इस नियम के विरुद्ध 
आचरण के लिये दारा को प्रेरित किया और दारा 
भो उसके awe से हाथो से उतर कर घोड़े पर सवार 
हुआ। जब सेना ने हाथो को खालो देखा, तब समझ 
लिया कि दारा मारा गया अथवा कैद करलिया गया। 
aq के बोच में एक gae मचगया। सब भाग 
निकले । सब जानते थे कि औरंगज़ेब के हाथ लगने से 
किसो का प्राण नहों बचेगा। सब अपने अपने प्राण 
बचाकर भागी । दारा जो जोत पर था, हार गया, और 
औरंगजेब जो हार के निकट था सो जोता। भाग्य 
का uter कब केसा गिरता है, सो जान नहों पड़ता । 
































dala परिच्छद्‌ 


qaqa खां Gre के पास जा UE aT 
और सुवारकवाद दिया और म़ुलाज़मो करने को 
तेयार इुआ । भ्रोरङ्गज़ेब ने खलोलुल्ला को मुरादबकश 
के age किया और मुरादवख्श को बढो प्रशंसा 
को और ऐसा प्रकट किया कि मुरादबकश अब 
बादशाह है और pia उसके waa में एक 
कमचारो है। मुरादबकश इन प्रलोभन को बातों 
मे भूला रहा, WET ने शायस्ता खां को भो अपने 
सलाहकारों में कर लिया। mmm खां दारा से 
असन्तुष्ट था। सल्तनत को लिखा पढ़ो में उस समय 
WAM खां एकहो था, उस समय राजनीतिक विषय 
में वेसा कोई faery नहों था। 

लड़ाई के पोळे दारा भाग कर आगरा UE aT 
परन्तु डर के मारे meei से wel मिला। 
शाहजहां ने चलते समय दारा से कचा था कि हारकर 
फिर हम को मह न दिखाना। यह बात दारा के 
चित्त में खटकतो रहो और इसी कारण शाहजहाँ 
से मिलने को उसका साहस aÑ हुआ। परन्तु 
शाहजहां ने एक ख्वाजासरा को भेजकर दारा को कुशल 
arm get और यह कहला भेजा कि अभो निराश 



































HINDI SELECTIONS 4] 


होने का अवसर नहीं है। सुलेमान-श्रिकोइ के साथ 
मज़बूत फौज है, दारा Seat में जाकर sw avi 
उसको रचा के लिये सवार और aaa के लिये धन 
मिल जायगा--और आगे दूर को न जाय AK 
औरंगर्ज़ंब से सावधान रहे। दारा का चित्त भय और 
चिन्ता से इतना घबड़ा गया था कि उसो रातको 
अपने परिवार को लेकर देहलो को रवाना हो गया | 
उसके साथ केवल लोन चार सी आदमो थे | 

ओरंगर्ज़ंब ने सोचा कि सुलेमान-शिकोचह के साथ 
फौज है, उसको सहायता से वह अनिष्टसाधन कर 
सकता है, इस कारण औरंगजेब ने अप्रकाशित रूप से 
राजा जयसिं ओर सरदार दलोल खां को लिखा कि 
दारा को छार हो गई है और Seat को तरफ भाग 
गया है; परन्तु ae Na छो पकड़ा जायगा, ग्राइजहां 
पोड़ित है, आरोग्य होने को आशा नहीं है, अब 
सिवाय At ओर कोई बादशाह होने के योग्य नकीं है | 
यहां सब उमरा और सैन्य हमारे अनुगत हैं, अब तुम 
भो समय विचार कर wer अनुगत होना स्वोकार 
करो ओर सुलेमान-शिकोह को गिरफतार करके wart 
पास लाओ। राज्ञा जयसि इस आज्ञा को पाकर 
aga चिन्तित *u बादशाह शाहजहां के विपरोत 
काये करना सेवक का धर्म awl है। राजपुत्र को 














6 
oS 


५१७० ७४ «४ 
— 
CENTRAL LIBRARY 


42 MATRICULATION 


गिरफ्तार करना उचित काम aN है। क्षत्रिय का 
यह धमे नहीं है कि जिसका सहायक बन कर आया 
z और जो मेरे ऊपर विश्वास करता है उसे औरंगजेब 
को प्रसन्न करने के अभिप्राय से गिरफ्तार करू'। 
राजपुत्र भो बलिष्ठ है, सदा सावधान रहता है, उसको 
अनायास केद भो नहों करसक्ता हुं । दाराशिकोह 
हार गया है वह फिर at ज़ोर कर सकता है; 
Ming ब के काम पर भो भरोसा नहीं है, राजसिंहासन 
पर asa के पहले इस प्रकार से आजा देता है, 
इसके बाद न जाने क्या करेगा? Ca सब बार्ता को 
विचार कर सरदार दलोल खां से अपने मन की सब 
शंका प्रकट करदो और यह भो प्रकट किया कि 
राजपुत्र को गिरफ्तार करना राजधम्मे के free 
विरुद्द है। cata खां ने भी राजा के वाक्यों को 
सत्यता मान लो और राजा से कहा कि तुम्हारे 
मत में जो उपाय अच्छा हो वह करना चाहिये । 

राजा safis अकेला सुलेमान-शिकोह् के शिविर 
में गया और गज़ेब का पत्र उसको दिखा दिया और कह 
feat कि अपने साथ के cata खां आदि किसो 
सेनापति पर अब विश्वास न करो, यहां से urs 
प्रदेश अौनगर को भाग जाओ, वहां का राजा तुमको 
आख्य देगा। फिर जब अबसर समभना देहलो 

















HINDI SELECTIONS 49 


"IR आगरे को Men, हम ओरंगज़ेब से जिस 
प्रकार से हो सकेगा निपट लेंगे। सुलेमान-शिकोह ने 
इस सलाह को पसन्द किया ओर अपने परिवारवग 
को लेकर शोनगर की ओर चला । इतिहास-लेखक 
लोग कइते हैं कि cata खां और राजा की गुप्त आजा 
के अनुसार सुलेमान-शिकोह को रास्ते में लोगों ने लूटा | 
परन्तु यह भ्व्रमयुक्त जान पड़ता है। जब राजा ने उस 
को tat के लिये उसे भगा दिया और भागने का अवसर 
दिया तो रास्ते में उसको लुटवा लेना चत्रियचरित्र के 
अनुकूल el जान पड़ता है। ae सम्भव है कि 
दिखलाने के लिये लोगों ने कुछ पोका किया हो जिस 
में औरंगज़ेब से कने कौ हो कि सुलेमान-शिकोद को 
रोकना चाहा परन्तु वकु भाग गया। जो कुछ 
A, सुलेमाम-शिकोह श्रोनगर oue गया और वहां के 
राजा ने उसको अपने स्थान में बहत आदरपूव्वेक WaT 
औरंगजेब ने आगरे में शाहजहां को Re कर Tear 
at मथ्रा में मुरादबख्श को भो केंद किया। e 
बहुत विस्तृत कथा है, इसको फिर कभो कहेंगे। अब 
दारा को ala सुनो | 

औरंगजेब दारा के पोछे चला। दारा seat 
में बैठने भो नहीं पाया था कि ओऔरंगज़ब के 
पोळा करने का खबर पाकर लाकर को तरफ 














44 MATRICULATION 


भाग चला, औरंगज़ेब वहां पर भो पहुंचा और दारा 
भाग कर सुलतान पहुंचा । औरंगज़ेब दारा के पकड़ने 
के निमित्त रात दिन कूच करता था, कभो २ ऐसा 
होता था कि सब aati से आगे अकेला SU 
पहुंचता था और दक्ष के नोचे एक टुकड़ा रोटो खाकर 
सिरहाने ढाल रखकर सो रहता था, कम्मचारो और 
a पोळे आकर uga थे। जब औरंगजेब इस 
प्रकार से मुलतान के निकट ug at तब दारा के मित्रों 
ने दारा से कहा कि काबुल की ओर जाना उचित है। 
वहां मोहब्बत खां का मुल्क है-ओरंगज़ेब का वह चित्त 
से Wa हे, वहां जाने से वह दारा का सहायक होगा 
ओर वहां ईरान के बादशाह से सहायता मिलने को 
आशा है। परन्तु दारा ने, जिसके भाग्य में कष्ट 
बदा था, उन मित्रों को सलाह नहीं मानो। होनी 
को कोई मिटा नहों सकता, परन्तु सञ्च चित्त से 
उपकार के लिये जो कोई उत्तम उपदेश देता हो उस 
पर विपदस्थ पुरुष को ध्यान देना उचित है-ओर जो 
अपने विचार में भूल हुई हो तो अपनो भूल को 
सुधारना चाहिये । परन्तु दारा में यक्षो बड़ा दोष था, 
वह किसो के उपदेश को ast मानता था, आपनो 
बुद्धि से सब काम करता था और इसी से उसको 
दुरवस्था होतो थो। दारा ने सिन्ध देश के ताता 



















HINDI SELECTIONS 45. 


नगर के et मैं जाकर आख्य लेने का बिचार 
किया | 

जब ओरंगज़ेब ने देखा कि दारा सिंध को तरफ 
चला ओर काबुल को नकं गया, तब उसके चित्त में 
देय आया। क्योंकि ae जानता था कि काबुल 
जाने से दारा का पक्ष Ge हो जाता और है उस अवस्था 
में उससे युद्ध करना कठिन काय्ये होता। सिन्ध में 
दारा का कोई सहायक न होगा, यह औरंगजेब को 
fama था । अब उसने मोर बाबा को ८००० सेना 
देकर दारा को खोज करने को नियुक्त किया और 
आप शोघ्रता से आगरा को तरफ लोटा। उसके चित्त 
में भय था कि राजा जयसिंह और राजा यशवन्तसिंह 
शाहजहां को कद से era ले और सुलेमान-शिकोछ 
खोनगर के राजा की सहायता पाकर आगरा व Seat 
पर चढ़ाई न करदे | 

लाहोर से निकल आने के उपरान्त Pinga 
को खबर हुई कि राजा जयसिंह राजपूत फीज 
लेकर उससे मिलने को आते Ya Suma के 
faa में dee sua हुआ और उसने ug 
निस्य जाना कि राजा area इच्छा करे तो हम को 
छरा सक्ते हैं, परन्तु उनको ऐसा अवसर न देना 
चाहिये कि वे श्रता ati राजा साइब को दूर 


































46 MATRICULATION 


हो से Minas ने “राजा साहब सलामत बाशद” 
“बाबा साइब सलामत बाशद करके सलाम 
किया और निकट आकर अपने गले से मोतो 
का माला उतार राजा साइब के गले में पहना 
दिया और कहा कि दारा बिलकुल हार गया। वह 
अकेला भाग गया है, मोर बाबा उसके पकड़ने को 
गया है। तुम ने सुलेमान-शिकोह के गिरफ्तार 
करने में जो aa किया है उससे हम बहत खुश 
हैं। दलोल खां के कारण उसको भागने का अवसर 
मिलगया है। तुम mam से लाहोर जाओ, वहां 
इन्तिज़ाम करो, तुम को लाहोर का सूबेदार मुकरर 
किया है। वहां को सेनापर निगरानो रखना, 
अब जलद जाओ विलम्ब न करो। राजा ओरंगज़ेब 
के व्यवहार से बहुत सन्तुष्ट होगये ओर लाहौर को 
यात्रा करने को तेयारो को । 

दारा ताता नगर में जा पहुंचा, वहां का 
सवेदार एक खाजासरा था। उस के अधीन d 
aga से पठान और सेयद नोकर थे। दारा के 
साथ aga से mm गोलन्दाज़ थे। दारा ने 
उनको दिलासा दिया था कि जिस समय इम 
बादशाह होंगे सब को उमरा बनायेंगे। यहां पर 
दारा ने अपनो फौज के एक अंश और गोलन्दाजों 























v 


HINDI SELECTIONS 47 


को छोड़ दिया और अपना खज़ाना भो रख दिया और 
दो तोन हज़ार आदमो लेकर गुजरात के अहमदाबाद 
नगर को चला गया। उस समय शाइनिबाज़ खां 
( औरंगज़ेब का ससुर) उस स्थान का अधिकारो 
था। शाइनिवाज़ खां ने दारा का बहत आदर किया 
ओर अपने स्थान में रख लिया ओर faa के समान 
आचरण करने लगा। दाश उसके व्यवहार से 
अपना HAY भूल गया और अपना उद्देश्य सब 
उससे ae दिया। राजा यशवन्तसिंह और और 
मित्रों के जो ua दारा के पास आये थे और जिन 
लोगों ने दारा का सहायक होना अंगोकार किया 
था, दारा ने सब शाइनिवाज़खां को दिखा fea | 
दारा के अनुचरों ने दारा को चेताया कि me 
निवाज़खां को अभिसन्धि ठोक नहीं है, बच तुम को 
आफत में डाल देगा, परन्तु दारा ने उन लोगों को 
बात पर कान "el दिया | 

टारा अहमदाबाद में Haq dae करता रहा। 
यशबन्तसंह ने दारा को लिखा कि सैन्य लेकर 
आगरा को तरफ आओ हम तुम्हारो सहायता 
करेंगे; और मित्रों ने भो दारा की मदद करने 
को कचा । दारा उन लोगां के साहस पर भरोसा 
करके आगरे को रवाना इआ और अजमेर तक 























48 MATRICULATION 


agar) दारा के साथ शिक्षित सेना न थो। 
बाज़ारों लोगों को सिपाहियों में नोकर रखलिया 
था। उस समय ae प्रथा थो कि सब लोग 
शस्त्र चलाने का अभ्यास करते थे, ग्रामनिवासो सब 
शस्त्र चला सकते थे, परन्तु युद्ध के नियम से उनको 
शिक्षा नहों होतो थो। लूटपाट करने के निमित्त 
वे शस्त्र का व्यवहार कर सकते थे और जहां सम्मुख 
युद का काम पड़ता था वहां उनके प्राण नष्ट होते 
थे अथवा भाग कर अपने प्राण बचा लेते थे। बड़े 
बड़े राजा और सर्दारां के साथ जो सिपाहो होते थे 
वे नियमपूजेक सिखाये जाते थे और युद्ध के उपयोगो 
होते थे। दारा केवल बाज़ारो लोगां को लेकर युद्द 
के लिये चला । 

राजा जयसिंह ने राजा यशवन्तसिंह को लिखा 
कि अब दारा का सहायक होना afe का काय्य 
नहों है। दारा जिस प्रकार के लोगाँ को लेकर 
युद्द करने की इच्छा करता है, उससे उसकी हार 
em और जिन लोगों को सच्चायता के भरोसे वह 
आता है उनमें से कोई उसका सहायक न होगा। 
हारने पर औरंगज़ेब सब का उच्छेद कर देगा। इन 
राजपूतों को बहुत कष्ट होगा और हारने के कारण 
सम्पूणं राजस्थान को लज्जा होगी, इसलिये तुम दारा 

















HINDI SELECTIONS 49 


के सहायक बनकर न जाओ | तुम ने जो औरंगज्ञेब 
का खोमा लुट लिया है सो इस समय निरपेक्ष 
रचने से औरंगजेब इस प्राचोन बात को भूल जायगा 
आर इस कारण तुम्हारे साथ शत्रुता न करेगा | राजा 
यशवन्तसिंह ने राजा जयसिंह का agar मान लिया 
आर दारा को सहायता को न गये। राजा suu 
ने यश्ववन्तसिक और औरंगजेब से मिलाप करा दिया, 
गुजरात को सूबेदारो भो यशवन्तसिं को दो sm, 
पेसा स्थिर होगया । 

अब दारा ने सोचा कि अहमदाबाद लोट जाना 
असम्भव है, और युद्ध करके जय लाभ करना भी 
सम्भव नहों है- फिर क्या करना उचित है, aga 
चिन्ता करके युद्ध करने को तयार ear, युद्ध का 
आरम्भ हुआ वह युद्ध काहे को था एक खेल ओऔर 
तमाशा था, एक ओर शिक्षित सशस्त्र सेन्य और 
दूसरो तरफ़ बाज़ारू मजुर--तोप है तो गोला Ge 
मियान है तो तलवार नहीं, जोन है तो घोड़ा 
नहीं । राजा safes युद्ध के प्रधान अधिनायक 
थे, Set ने दारा से भाग जाने को कचा, और 
उस समय भो राज-भक्ति और दया का परिचय 
feat; उस समय यदि राजा जयसिंह uw 
करते ,तो दारा को सम्पण सेना का विध्बन्स 


1 





























50 MATRICULATION 


करके उसे कैद कर लेते। परन्तु उनके चित्त में सदा 
राजकुल के प्रति भक्ति थो और असमान युद्द में शत्र 
पर पोड़न करना चात्रधमे के विरुद है, इस पर दृढ़ 
विश्वास था। इस लिये दारा को भागने का अवसर 
feat! दारा अपने परिवार और अनुचरवग को 
लेकर समरच्ते्र से भागा । इस युद्द में शाहनिवाज़ 
खाँ मारा गयाथा। परन्तुटारा ने बिचार किया कि 
भाग कर फिर अहमदावाद में जाना चाहिये। दारा 
के संग केवल दो इज़ार आदमी रह गयेथे। रास्ते 
में कोल और मोना जातियों ने दारा को aga कष्ट 
दिया । वे उसके gai को aza थे, अनुचरों को 
मारते थे। किसो प्रकार से दारा अहमदाबाद के 
निकट पहुंचा । परन्तु वहां का अधिकारो nga 
से मिलगया था, उसने दूर से हो दारा !से कहला 
भेजा कि नगर के भीतर न आना और जो आने का 
aa करोगे तो युद्द होगा । अब दारा को अहमदाबाद 
जाने को आशा छोड़नो पड़ो । 











चतुथे परिच्छद्‌ 
Stax वनियर area से दारा की अहमदाबाद 
कौ सराय में मुलाकात होगई। दारा ने डाकर 
साहब को अपने साथ लेजाने का इरादा किया | 











HINDI SELECTIONS 5l 


डाक्टर साहब को जाने की इच्छा नहों थो, परन्तु 
दारा Aag कि हमारे साथ कोई चिकित्सक aet 
है तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारो सब तरह से 
खातिरदारो को जायगो । डाक्टर साहब कौ विश्वास 
तो नहीं हुआ, परन्तु उसको दशा देखकर संग चलने 
को सहमत इए | 

उस समय दारा को यहु अवस्था होगई थो 
कि संग में कोई खोमा या नमगोरा नहों था। 
प्रथम दिन जब वह डाकर साहब को अपनो 
बेगमको चिकित्सा के लिये लेगया, उस समय बल net 
के एक तरफ एक कपड़े का पदी बांध दिया और उसको 
ओट में वेगम साहब चिकित्सा के लिये acı दूसरे 
दिन जब अहमदाबाद के अधिनायक का Ea आया 
fa दारा अहमदाबाद खालो करदे, तब दारा के 
अनुचरों और स्त्रियों में रोना पोटना मच गया । परन्तु 
क्या करें, भाग्य में जो है वह तो भोगनाको था--दारा 
zzi नगर को ओर चला। तोन दिन तक डाक्टर 
साहब भो उसके साथ चले। डाक्टर साहब को बहलो 
के दो बैल मर गये और एक बिल्कुल थक गया, उसमें 
चलने को साम्यं न थो। दाराने डाकर WIES के 
faa आपको aga aa किया, परन्तु wet से बेल, या 
कट या कोई सवारो नों लासका, तब निराश 

































52 MATRICULATION 
होकर डाक्टर साहब को वहीं पर छोड़ दिया और 
आप आगे बढ़ा । उस समय दारा के साथ केवल चार 
पांच सौ आदमो रह गये थे। डाकर साहब faul 
प्रकार लुट मार से बचकर अहमदाबाद को वापस 
आये। दाराटट्ट के रास्ते में प्रथम राजा कच्छ के 
राज्य में TE चा । 

राजा ने प्रथम तो कुछ खातिर को, परन्तु 
aed हैं कि राजा जयसिंह का ua राजा के 
पास पहुंचा और राजा कच्छनेभो आंखे uw i 
दारा वहां से टट्टा को ओर चला । मोर बाबा रट्टा के 
किले को घेर कर पड़ा था । किले के अन्दर सेना TEST 
कष्ट में पड़ो थो । दारा के आने का हाल पाकर ag 
सेना बहुत आनन्द्युक्त हुईं और बल प्रकाश करने 
लगो। मोर बाबा की फौज में निराशा उत्पन्न हुई 
और वह भागने का aa करने लगा । यदि उस समय 
दारा किले पर धावा करता तो मोर बाबा की हार 
होजातो, किले के अन्दर से सेना निकलकर दारा की 
सहायता करतो | परन्तु दारा का ऐसा भाग्य कब 
होता कि किसो समय भो बह शत्रु को जोतता। जहां 
जय का सम्भव था, वहां दारा का संकल्प विकल्प, और 
बिचार का फल साधारण बुद्धि के विपरीत था। 
मोर बाबा के पक्ष में बहुत लोग ऐसे धे जो. 














HINDI SELECTIONS 58 


दारा के सहायक होने के उद्योगो थे । परन्तु दारा 
ने सोचा कि इमारे पास फौज बचत कम है, इस 
के छारा मोर बाबा को इम नहीं जोत सकेंगे। दारा 
के बिचार में आया कि जोवनखां पठान यहीँ ast 
निकट में रहता है। शाइजहां ने दो बार उसको 
मरवा डालने का हुक दिया था और Ha उसका प्राण 
बचाया था, इस समय उसके पास जाने से वह 
अवश्यक हमारा सहायक होगा। उससे wn 
लेकर मोर बाबा को यहां से हटाना चाहिये और 
पोछे काबुल को जाऊ'गा | 

सिपरशिकोच ( दारा का ga) जिसकी अवस्था 
SW समय बत कम थो, परन्तु चेतन्य लड़का 
था, उसने दारा को सुभाया कि जोबनखां पर 
विश्वास करना उचित नों 21 वह एक लुटेरा 
आदमो है। वहु फ्रेबो है, आपद में डाल देगा। 
यदि अकेले मोर बावा से लड़ना न हो तो काबुल 
को जाना उचित है, मुहुन्बतखां वहां का 
अधिनायक है, वह ओरंगज़ेब का wa है, और 
देश में उसका बड़ा नाम है, उसको सेना भो 
ec है। काबुल का अधिकार पाने के समय दारा 
ने सहायता को थो वह भो उसको याद wi) उसके 
देश में जाने से अवश्यक्षो अच्छा होगा। दारा को 



























54 MATRICULATION 
बोबो और लड़को ने भो यहो सलाह दो ओर 
समभाया कि यदि दारा काबुल को ओर यात्रा करे 
तो मोर बाबा टड़ा का किला छोड़ कर उसका 
पोळा नहीं करेगा, सब fafaw काबुल पहुंच जाय॑गे। 
यहां पर मोर बाबा से युद्ध करने को अभिलाषा 
परित्याग करना उचित है | 

परन्तु दारा हिल को बात कब सुननेवाला था, 
भगवान्‌ उससे विसुख थे-उचित वाक्य उसको कठोर 
जान पड़ते थे। gat को हितकामना उसको 
कलपूण मालम होतो थो। उसने कहा कि काबुल 
का पहंचना बहुत कठिन है। जोवनखां सज्जन 
मनुष्य है ओर जब हमने समय पर उसका उपकार 
किया है तब वह हमारा विरोधो न AMI खल 
को प्रकृति इसके fauda होतो है। खल mt 
उपकार नकं मानता, समय पाने पर खल बिना 
अनिष्ट किये agi रह सकता है। दारा के मन्द 
भ्याग्य ने उसको जोवनखां के घर qu चाया | 

जोवन खां ने समभा था कि दारा के संग aga 
लोग हैं, इस लिये कई दिन दारा को खातिरदारो की | 
परन्तु जब उसने देखा कि दारा के संग केवल दो 
तोन सौ आदमो हैं, और धन भो बहत कम है तब 
एक दिन दारा के साथियों को मार कर जो कुक 











HINDI SELECTIONS 55 


घन उसके पास था लूट लिया। यहां तक कि feat 
के पास जो अलंकार थे, se भो ळोन लिया और 
दारा ओर सिपरश्रिकोइ को गिरफ्तार कर लिया, 
ओर उसको बांधकर एक हाथो ux बेठाल दिया । 
एक जल्लाद को उसके पोछे बैठाया और हुक दिया कि 
दारा यदि भागने को चेष्टा करे अथवा कोई व्यक्ति 
उसको कोड़ाना चाडे तो दारा का सिर sat समय 
काट लेना । ओर इसो प्रकार से दारा को ZETA मोर 
वाबा के पास रवाना कर दिया i 

मोर बाबा ने दारा को केद किया और वहां से 
जोवनखां को साथ करके दारा को लाकर रवाना कर 
दिया । औरंगजेब लाकर में नहीं था, इस कारण 
दारा को कद को हालत में Seal रवाना कर 
दिया । जब दारा को इस अबस्था से देइलो को 
लाये तब cr और उनके सलाइकारों में बड़ा 
आन्दोलन इआ। कोई कचता था कि दारा 
ग्वालियर के किले में कृद war जाय और देछलो में 
उसके आने का छाल न प्रकट किया जाय, और कोई 
कहता था कि Seat के शहर में दारा gam जाय 
जिसमें दारा के मित्र और जो लोग यच wae 
हैं कि दारा अब युद्ध करने को शक्ति रखता है निराश 
हो जांय ओर सब के चित्त में डर समा जाय। 

























56 MATRICULATION 


फिर यहो ठहरा कि दारा को बांध कर शहर में गश्त 
कराया जाय ।””` 

( इसके पोछे औरंगजेब ने दारा और उसके बेटे 
सिपरशिकोह को जल्लादों के erat से मरवाडाला ) | 





4. LALA SITARAM, B.A. 
(ONE OF THE COMPILERS). 


Uttara- Rama- Charita- Bhasha from which 
the accompanying extract is taken is the 
Hindi translation of the famous drama of 
that name by the great Sanskrit poet Bhava- 
bhuti who flourished in the reign of Yasho- 
varman of Kauauj who sent an embassy to 
China in 731 and nine or ten years later was 
dethroned by  Lalitaditya Muktapida of 
Kashmir. It forms the second of a series 
of six Sanskrit plays which were translated 
into Hindi prose and verse about forty 
years ago, though published in 1898. The 
book was for a long time prescribed for the 
Matriculation Examination of the Calcutta 
University and for the Vernacular Teacher’s 
Examination in the United Provinces. 


The extract sums up the story of the 


Ramayana and describes the circumstances 
under which Sita was repudiated. 











उत्तररामचरितभाषा 
श्रोसोताजो का परित्याग 
पहिला अङ्क 


[ पहिला स्थान अयोध्या, राजमन्दिर, कनकभवन | 
(श्रोराम चन्द्र सोताजो सभेत आसन पर बैठे €) 


राम-रानो, इतना सोच न करो। यह नहीं हो 
सकता कि तुम्हारे पिता हम लोगों को छोड़ दें। पर 
क्या करें, 

फंसे tea जो नित करत यज्ञ होम के कम । 

रोकत सकल adaa अग्निहोत्र wu 

सोता-आर्यपुव्र, में जानतो ह' पर माता पिता के 
बिछुड्ने से टुख होता हो है। 

राम- इसमें क्या wee है। यहो संसार के भाव 
हैं जिन से घबड़ा कर सब कामों को छोड़ कर विद्दान्‌ 
लोग जंगल में जाकर रहते हैं। | 

( कंचुकी आता है ) 

कंचुको भया रामचन्द्र (इतना ae के दांतों के 
तले जोभ दबा कर ) योमहाराज | 

राम--( मुसकरा के) भाई, हमारे पिताजो के 














HINDI SELECTIONS 59: 





नोकरों के मह से हमें भेया रामचन्द्र हो अच्छा लगता 
है सो जसा तुम्हें अभ्यास है वेसा छो Her करो | 

क चुको-ऋष्यश'गजो के आख्रम खे अष्टाबक्रजो 
आये = | 

सोता--तो क्यों रोका है ? 

राम--जल्दो मैजो à 


(कंचुको बाइर जाता है) 
( अष्टावक्र आते हैं ) 


अष्टाबक्र--स्वस्ति हो । 
शाम-- प्रणाम, आइये | 
सोता- प्रणाम, Bat सास और शान्ता बोबो 


कुशल से है ? 
राम- हमारे बचहनोई wasn और शान्ता 
बडिन अच्छो हैं ? | 
सोता--इम लोगों को कभी सुध करते हैं ? 


अष्टावक्र--( बैठ के) wat agi? महारानो 
आपसे वसिष्ठजो ने यह कहला भेजा है-- 

सब जग पालि जियावत जोई i 

जायो तुमि देवि afe सोई ॥ 

भूप प्रजापति सरिस उदारा | 

सोरध्बज gu पिता तुम्हारा n 











60 MATRICULATION 


E ag तिनके घर are | 
ae wa अरु दिनपति गुरु आहों ॥ 

तो और qu क्या आसोस दें तुम्हारे बोर ga हौं | 

राम--हम लोगों पर बडो wur हुई । 

लौकिक सज्जन नित कहें बचन अथे अनुहार | 

आदिऋषिन के बचन संग धावत अथ उदार ॥ 

अष्टावक्र-भगवतो अरुन्धती और देवियां और 
शान्ताजो ने बार बार कहा है कि जो आज कल सोता- 
जो का जो किसो वसु पर चले तो उसको तुरन्त 
उपस्थित करना । 

राम--यह जो कइतो है सो किया हो जाता e | 

अष्टावक्र और महारानो के नन्दोई WTA ने 
कहा है कि बह तुम्हारे दिन पूरे होने को हैं इससे 
तुमको यहां नक्छों बुलाया और तुम्हों को बलाने के 
लिये रामचन्द्र भो वहीं हैं सो अब इम तुम्हं लड़के से 
गोद भरो देखेंगे | 

राम- ( हष और लाज से सुसकरा के) अच्छा 
हम को वसिष्ठजो ने कुछ आज्ञा नकीं दो ? 

अष्टावक्र--जो हां सुनिये- 

हम दमाद्‌ के मख फ से तुम बालक नव राज | 

afaa सदा प्रसन्न निज कमन प्रजा समाज ॥ 





HINDI SELECTIONS 61 


रघुवंशो महिपाल कहं, afe सन जो जस हीय | 

जानिय निज सम्प्रति परम, मन बच सन तुम सोय ॥ 

राम- गुरु जो ने बहुल ठोक कहा है | 

नेह दया अरु देछ सुख क मिथिलेश-कुमारि | 

त्यागत Ais कुछ दुःख नहिं पुरजन-प्रोति बिचारि | 

सोता--ऐसो A art से आयपुत्र waa के 
घुरंधर Y | 

राम- कीन आता है? अष्टावक्रजो afe | 

अद्टावक्र ( उठ कर घुम के) कुमार लक्ष्मणजो 
आगये | 

( अष्टावक्र बाहर जाता है, लच्झणजो आते हैं। ) 

लक्ष्मण--दादा को जय हो । दादा, faat ने हम 
लोगो के कहने से भोलियो पर आप का चरित उतारा 
है, उसे आप देख लोजिये । 

राम- मैया, आज UN का चित्त कुछ उदास है, 
सो तुमने उनके जो बहलाने का अच्छा उपाय fau i 
तो कब तक के चरित लिखे हैं ? 

लक्ष्मण--भाभो की आग में शुद्धि तक | 

राम--ऐसो बाल न कच्चो । 

सहज पवित्र शरोर, पावन कर नहिं काज तेचि | 

पावक, तोरथ-नोर, शुद्ध ओर से होत नहिं ॥ 
wat, यज्ञभूमि की बेटो तुम बुरा न मानना 





62 MATRICULATION 
यद तो तुम्हारे ऊपर जनम का कलंक लग 
चुका । 
कुलजस राखत भूप लखि मानत Zu gud | 

यहि fea जो wm में कहा रहा न सो तब जोग ॥ 

देत सुगन्ध सुभाव सन नित जो कुसुम FETA | 

ताहि afta सोस पर नाहिं पारिये पाय i 

सोता- जानै दोजिये । आर्यपुत्र, आइए Fa लोग 
आप का चरित देखें | 





( सब उठकर बाहर जाते हैं) 
[ दूसरा स्थान राजमन्दिर, faamai | 
( सोता, राम और लक्ष्मण आते हैं ) 


लक्ष्मण-यहो तो हैं चित्र | 

सोता--( देख के ) अरे, यह कीन हैं जो ऊपर खड़ 
YU आयपुत्र का गुन गा रहे Y? 

लक्ष्मण-ये गुरुमंत्र सहित sam हथियार हैं, 
fae विश्व के मित्र बिश्वामित्र ने अपने गुरु mp 
से पाया था और उन्हाने दादा को ताड़का के मारने को 
द्या बा | 

राम - रानो, दिव्यास्त्रं के हाथ जोड़ो । 
कोन्हो तप सत बरिस लों ब्रह्मादिक इन हेत | 
तब देखे ए अस्त्र जनु निज तप तेज समेत ॥ 
सोता--इनको हाथ जोड़तो ह' । 








HINDI SELECTIONS 63 


राम--थे अब तुम्हारो संतान को मिलेंगे | 
सोता--मुझ पर बडो wur दुई | 
लक्ष्मण--यह्ठ मिथिला का era = | 

सोता--अरे, यह तो जुल्फो धरे आर्यपुत्र बने vu हैं, 
इन को देह की सुन्दरताई खिलते wu नोल कमल को 
नाई कसो सुन्दर झलक Tet है और चाचा अचरज 
मान कर एक टक आप का रूप देख रहे WO यह टेखो 
इन्हाने सहज हो महादेव जो का धनुष तोड़ डाला | 
लक्ष्मण -- भाभो, देखो-- 
शतानन्द कुल puufes ae पूजें तब तात | 

गुरु वसिष्ठ आदिक सकल जिन सन जोरो नात ४ 

राम- यह तो देखने हो के जोग = | 

जनक और रषुवंश कर नात Gera न काहि | 

लेत देत दोउ ओर से कौशिक मुनि जेहि nifa u 

सोता-यह देखिये यह चारों भाई ब्रह्मचय को 
समासि पर मंडन होने पर विवाह का aga पहिने 
खड़े Y इनको देखने से मुझे ऐसा सुख मिलता है 
मानो बको waa फिर आगया और हम लोग फिर 
वहं बढे * | 
राम - ठोक है, 
again परत मोहि सो समय जेहि अवसर सुकुमारि | 
शतानन्द कर को दयो अपने कर में धारि ॥ 
































64 MATRICULATION 


मंजुल कङ्गनयुत AAG जोड उत्सव सुखकन्द | 

तव सुन्दर कर, में लग्यो, शशिमुखि, परम अनन्द ॥ 

लच्मण--यह देखिये भाभो हैं, यह भाभो मांडवो 
हैं, ओर ae बड़ खुतकोत्ति = | 

सोता--और भैया, ae चोथो कीन है, इसे काहे 
छोड़ जाते हो ? 

लक्ष्मण--(लाज से मुसकरा के, अलग ) अरे, भाभो 
उमिला को पूछतो हैं ? अच्छा अब इन्हें अलग दिखाऊ' | 
(प्रकाश) भाभो, देखो यह परशुराम जो हैं | 

सोता--( घबडा के ) अरे, qi बड़ा डर लगता है | 

लच्झण--भाभोजो, यह देखो दादा ने ( इतना 
कहते हो )-- 

रासम--(आत्षेप से ) अरे, अभो बहत देखना है, ओर 
देखो । 

सोता-(ख्रेह और आदर से देख के) आयेपुत्र का 
विनय कैसा अच्छा लगता है अपनो बड़ाई आप नहों 
देखा चाहते | 
लक्ष्मण--यह देखो हम लोग अयोध्या पच गये | 
राम--( आंखों में आंसू भर के ) मुझे याद है, 
रहे जियत जब तात, भा सब कर नव ब्याह जब । 
रहत व्यग्र सब मात, कहां गये अब सो दिवस ॥ 
और तब यह जानको, 

















HINDI SELECTIONS 65 


कळु छिटको ae मिलो ae निज मुख पर डारत | 

दशन कलो से, भोलो सो अति बाल निहारत ॥ 

बने जोन्ह से अंग सहज हो करत बिलासा | 

भइ मातन के Sa मनौहर AAS तमासा ॥ 

लच्झण- यह मन्थरा है | 

राम- ( बिना उत्तर दिये अलग दिखाकर ) urit, 

g गवेरपुर में सोडे, इंगुदि रूख सुदाय | 

ae निषादपति गुह मिल्यो बडी प्रोति सन आय ॥ 

लक्ष्मण--( हंस के आपको आप ) अरे sel मा 
का करतब सब छोड़ दिया | 

सोला-अरे, यह देखो जटा बांधो जा रहो है । 

लच ण--सोंपि सुतन कहं राज जो हद भानुकुल भूप | 

कियो सो कोन्हों बालपन प्रभु ब्रत पुण्य अनूप d 
सोता- यह देखिए निमेलजला गंगा जो बझ 





रहो हैं । 
राम-- रघुकुल को देवो, तुमको नमस्कार È | 
सगरयज्ञ महं खोदत महि इय Zea लागी | 
कपिल शाप से भस्म भये पुरखे जो आगे ॥ 





गनि न भगोरथ देह दुःख तप कोन्ह अपारा | 
तेरे जल सां परसि कोन्ह सब कर उद्धारा ॥ 
सो, है माता, तुम अपनो बझ जानको पर सदा 
wurefg रखना | 
5 








66 MATRICULATION 


लच्झण- यह वह श्याम नाम बरगद का पेड़ है 
जो भरद्दाज के कहने से चित्रकूट जाते wu राह में 
मिला था | 
राम-- (बड़े चाव से देखते हैं) 
सोला--( अलग राम से ) maga, आप को कुछ 
इस जगह को सुध है ? 
राम--( अलग सोता से ) अरे कसे भूल सकते हैं ? 
थको चलत मारग मुरभाए | 
बार बार तव अङ्ग दबाए ॥ 
टूबर जनु मोजे जलजाता | 
सोयो धरि मो उर निज गाता ॥ 
लच्झण- यह विश्याचल के जंगल के किनारे विराध 
के साथ लड़ाई हो रहो है। | 
सोता-रहने दोजिये। यह देखिये आर्यपुत्र are 
के पत्ता का slat लगाये हम लोगाँ के साथ टक्खिन 
देस sm? हैं । 
राम- झिरनन के लट पर लगे, यहि तपभूमि aera i 
वेखानस SP तप करें आश्रम तरुन जनाय ॥ 
रहत mafaa करत निल अलिथिन कर सत्कार | 
परे ग्टहस्थो में तक, नित पकाय Alan ॥ 
लच्मण--जनस्थान के बोच यह प्रस्त्रवन नाम पहाड़ 
है, जिसका नोलारंग बादलां के बढ़ने से और भो मैला 











HINDI SELECTIONS 67 


हो गया है और जिसको खोहांके चारों ओर घने 
पेड़ां के Wat बन में गोदावरी के बहने से कैसा शोर 
होता S | 

राम- fare यदि गिरि ere, सुकुमारो i 
लक्तिमन सेवा करत हमारे ॥ 
बह गोटावरि निर्मल नोरा ॥ 

वह बिहार ताके सुचि तोरा i 

लच्झण- यह पंचवटी 8 शूपणखा È | 

सोता--हाय आर्यपुत्र, इसके आगे तुम्हारे दरसन 
न हांग । 

राम अरे वियोग को क्यों इतना Stat हो, यह 
तो faa है। 

सोता-अच्छा जो कुछ हो बुरे लोगां से दुख होता 
हो है। 

XTH— अरे, जनस्थान को बातं तो tat जान 
west हैं मानो अभो हो रहो = | 
लच्झण- बनि कपटब्रग छलि हम सबन पापो निशाचर 

जो कियो । 

सो यतन करि Fan तक सुधो होत नित aaa feat ॥] 
सुनसान दण्डक ife तेचि छन ate आप बिलाप smi 
aa we werg को feat सुनि रोए जड़ पाषान सो ॥ 
सोता-(आंखों में आंसू भर के) महाराज रघुकुल को 














68 MATRICULATION 


तो तुम सुख देते wp ओर at लिये इतने 
ट्खो हो । 
लच्झण- (रामचन्ट्र को देख कर) दादा, यह क्या है? 
तब टगजल जनु मोतिन माला | 
फेलत zfz धरनि तेचि काला ॥ 
मन £z करि यद्यपि प्रभु रोका i 
तेहि छन प्रबल क्रोध अरु सोका ॥ 
फरकत नाक Bis यह जानो | 
ओरह सके दुःख अनुमानो ॥ 
राम- भया, तेहि छन सियवियोग दुखदाई i 
सह्यो करत प्रतिकार उपाई ॥ 
दुःख आगि अब फिर सो जागत | 
हिय महं घाव करत सो लागत ॥ 
सोता--हाय हाय, मेरो भो विपत्ति ऐसो बढो है 
कि मैं अपने को बिना आयपुत्र के देखतो g | 
लक्ष्मण--( आपहो आप) अच्छा तो इन्हें और 
कहों दिखाबें (चित्र को देख, प्रकाश ) ag देखिये 
मन्बन्तर के पुराने ग्टभ्रराज को बहादुरी दिखायो गयो है। 
सोता-हा बाबा, तुमने लड़कों के साथ बडो 
प्रोति निवाहो i 
राम- हा, बाबा गिदराज, तुम्हारे ऐसे साधु फिर 
कहां मिलेंगे ? 

















HINDI SELECTIONS 69 


लच्झ्ण- यह faa देखिये यह कजवान नाम दण्डक 
बन का खण्ड है जिसमें दनु ओर कबन्ध रहते थे, ae 
zaga aaa पर मतग मुनि का आश्रम है as 
खमणा नाम सिद्ध शवरो हैं और यह ca ताल है । 

सोता-अरे, zwi तो आर्यपुत्र मारे क्रोध और 
शोक के गला फाड़ के रोण थे। 

राम- रानो, यह ताल बड़ा सुहावना है। 

यहां इस निज पंख डोलावत | 
पुण्डरोक के दंड हिलावत ॥ 
जब जब रुको आंसु को धारा | 
तब तब बिकसित भाग निहारा ॥ 

लक्ष्मण--यह इनुमान जो हैं । 

सोता- वाइ इनूमान जो, तुम बड़भागो हो, qe 
ने aga दिन से सोक में डूबे wu लोगों को उबार के 
उपकार किया था | 

राम- अतुल बोरता afa धरे सोई पवनकुमार | 

WU कतारथ जासु बल हम सब ओ संसार ॥ 

सोता_भेया, इस पहाड का क्या नाम है जिसके 
फुले कदम के पेड़ां पर मोर AF नाच रहे हैं, जहां 
पेड़ के तले रोते हुए Maga जो अपनो सुन्दरताई A 
से पहिचाने जाते हैं बेसध होकर गिरे थे ओर तुमने 
रोते हुए संभाल लिया था i 








70 MATRICULATION 
लक्ष्ण 
७ 0 
माल्यवान यह शेल जहां महकत अजन बन | 
लसत सिखा पर जासु नोल रंग सुन्द्रनवघन ॥ 


राम 


ale छोड़ यहि तात सकों अब सहि में नाहीं । 
सिय बियोग को बात मनह फिर होत लखाहों ou 





लक्ष्मण--इसके आगे दादा के ae अद्भुत काम. 
हैं जो राक्षसां और wet के साथ किये गये ui पर 
मुझे जान पड़ता है कि भाभो थक गयो हैं अब आराम 
कर लोजिये | 

Wrar— आर्यपुत्र, चित्र देखने से मेरा मन एक FTA 
चाइता है कहिये तो कहू | 

राम--ज़रूर कहो I 

सोता- ही सके तो फिर उन घने और अच्छे 
qai में फिरे और गोदावरो के ठंटे और पवित्र पानो 
में नहायं | | | 

राम — मैया लक्ष्मण | 

लक्ष्मण-जो आज्ञा | 
राम- देखो, अभो «wei को आज्ञा मिलो है कि 
जिस बात पर जो चले उसे तुरंत करना, सो तुम जाके 











HINDI SELECTIONS 11 
ऐसा रथ सजवाओ जो हलका जाय और भाका 
न aa | | 
Wrer— ruga, तो आप को भी चलना होगा। 

राम--अरो wat कठोर है! यह loue को 
बात है ? 


सोता--बस, में यक्षो चाहतो = । 
लक्ष्मण--जो दादा को आज्ञा | 


( बाहर जाते हैं ) 


राम--प्रिया, आओ इस faem के पास थोड़ो 
टेर बेठं | | 
सोता--पर हम तो थक गये हैं, हमें नोंद आ रहो 2 
राम--आओ, फिर मेरे पास आके सोओ । 


परत Sent चन्द्रमणिदार सरिस दोउ चारु | 

लसत स्वेटकन are निज मेरे गर महं ETE | 
(पास बैठा के आनन्द से) प्रिया ae क्या है ! 

समुझि पर कछु नाहं, ट्ख के सुख के नोद॑ यह । 

फैलत है तन मांहिं, बिष सम मद सम मोच सम ॥ 

परसत St तब अंग, सिथिल होत इन्द्रिय सकल | 

होत aae मति भंग, भूलत सब सुधि देह को ॥ 





72 MATRICULATION 


सोता--(मुसकरा के) तुम्हारो दया है ओर क्या है, 
हम तो कुछ नहों हैं | 
राम--मुर काने जिय फल खिलावत | 
मद समान अंग अंग पर छावत ॥ 
करत ढप्त सुन्दरि को बानो | 
अमिय रसायन AS जनु सानो ॥ 
सोता--प्यारे, अब हम सोवेंगे (सोने के लिये इधर 
उधर देखतो है) 
राम_क्या ठ्ढ़तो हो ? 
व्याइघरो ते बालपन, जोबन घर वन मांह । 
रहो Sale तेरेहो सदा राम को iw ॥ 
सोता (आंखें बन्द किये नोंद में) जो wii 
राम-क्या प्रिया सो गयो ? (स्नेह से देख के) 
घर को afoul Aaa को जनु अमिय सलाई | 
परसत यह तन ठंढ करत चन्दन की नाई ॥ 
परो कंठ में ate लगे जनु मोतिन माला | 
यहि कर का न पियार, cae बिछुड़न कां ज्वाला ॥ 
( प्रतिहारो आतो है ) 
प्रतिहारो--महाराज, वह आ गया | 
राम--अरो कीन ? 
प्रतिहारौ--महाराज का भेदिया दुमेख जो सदा 
महाराज के साथ रहता Y | 





HINDI SELECTIONS 78 


राम- (आपही आप) gH w तो रनिवास का 
नौकर है, उसे हमने नगर के लोगाँ का भेद लेने भेजा 
था। (प्रकाश) आवै । 
( ट्सु ख आता है ) 
दुमख--( आप छो आप ) हाय में कब जानता था 
कि सोता महारानी को UND बात सुनगा! हाय मैं 
महाराज से इसे केसे ae? क्या करू सुभ अभागो 
का यको काम है | ह 
सोता-- (सपने में बोलतो है) हाय "ga 
कहां हो ? 
राम---अरे चित्र देखने से रानो को वियोग की 
सुघि सोने नहों देतो (ar से अङ्ग छूकर ) 
साथ दिये सुख में ट्ख में जो रहै 
सब बात में एकहि um | 
चित्त ae बिसराम जहां रस 
बढ़ भए बदले afg रंगा ॥ 
sza लाज सकोच सबै जो 
बढ़ावत है नित प्रेम nm i 
एकच ऐसे स॒मानुष को जग माहि 
मिले बडो भाग से dar | 
दुमख--( आगे बढ़ के ) Ahrens को जय हो | 
STH— RET क्या सुना ? 


























6 
oS” 


Ws ६ «४ 
“i 
CENTRAL LIBRARY 


74 MATRICULATION 


टुर्मख--सारै नगर में लोग महाराज को बड़ाई 
कर रहे हैं, और कहते हैं कि हम लोग इनके राज में 
महाराज दशरथ को भूल गये । 
राम-यह तो प्रशंसा EX । दोष कहो तो उसका 
उपाय किया जाय | 
टुमख- (आंस भर के) सुनिये खोमहाराज | 
( कान में कहता है ) 
राम-हाय! केसो aa एसो बात कहो है। 
(बेसुध हो कर गिर पड़ते हैं) 
टुमख--खोमहाराज, होश में आओ | 
राम —( होश में आके ) हाय ! 
सियकर परघर-रहन-चवाऊ । 
यदपि किये ae मिटन उपाऊ ॥ 
फैलत fate पुरजन महं कैसे | 
दबो देह कूकर बिष Siu ॥ 
हाय! तो अब में क्या ae? (सोच के करूणा 
से) और क्या कर सकते हैं ? 
राखत लोग प्रसन्न नित सज्जन करि सब काम | 
पढे जासु हित पुत्र बन तात गये सुर धाम ॥ 
और अभो वसिष्ठ जो ने भो कहला भेजा है, 
जग प्रसिद्द रविकुल के भूपा | 
राख्यो जो जस विमल अनूपा ॥ 








HINDI SELECTIONS 75 


eret मेल मो सन अब लागा | 
अधम कोन मो सरिस अभागा ॥ 
हाय ! देवो यन्तभूमि को बेटो ! era तुम्हारे जन्म 
से तो vaa पवित्र wk era: जनकों के बंश को 
आनन्द देनेवालो ! तुम्हारे शोल को बड़ाई तो पावक, 
वसिष्ठजो और saat नेको थो। हाय! तू तो 
राम को अपना प्राण समभतो €) छाय! बनवास 
को प्यारो संगिनि ! छाय att बोलो कैसी प्यारो लगतो 
है! छाय! तू क्या थो और तेरा कैसा परिणाम 
Sl गया ! 
जग-पावन तोहि सन कहैं, तोचि अपावन बात | 
सब लोगन को नाथ तू, तू अनाथ अब जात ॥ 
(quae) cae, लक्ष्मण से जाके कहो कि तुम्हारे 
नये राजा रामचन्द्र यह तुम का आज्ञा देते हैं। ( कान 
में कहते हैं ) 
टुमख- यक्ष आपने क्या पाजियाँ के कहने से ठान 
लिया, महारानो की तो आग में शुद्धि हो गयो है, 
आजकल तो उनके पेट में रघुकुल को शुद्ध संतान है | 
राम---अरे चुप, नगर को प्रजा कैसे पाजो हो 
सकतो है ? 
asf पियार भानुकुल रहेऊ | 
यह कलंक सो fafa बस लक्षेऊ ॥ 





26 MATRICULATION 


टूर जो भई शड की रोतो | 
काहि तासु we होइ प्रतोतो ॥ 

दुमख--हा महारानी ! ( बाहर जाता t) 

XTH— TZ हाय, में भो केसा कठोर हो गया! 
हाय मेरो इस चाल को लोग बुरा कहंगे | 
वालपने सन पोषो प्यारो | 
जानो कबह' न fea सां न्यारो ॥ 
मना सम तेहि विन अपराधा । 

सोंपत wea हाथ जिमि व्याधा ॥ 
हाय ! पापो में अब रानो कौ कयां wa ( सोता का 
fex उठा के अपना हाथ खींच के ) 
ए भोरो मोहि wife दे, में पापो चंडाल | 
चन्दन के धोखे लसो, तू बिषतरु की डाल ॥ 

(उठकर) हाय! संसार उलट गया, हाय! आज 
मेरे जोवन का कुछ काम न रहा, हाय ! आज संसार 
सूना उजाड जंगल सा हो गया। में तो समभता 
= ee 

मिलो चेतना राम को टुख भोगन के काज | 

वज्वकोल सन जनु जड़े निसरत प्रान न आज ॥ 
हाय ! माता असन्धतो ! हाय ! महात्मा वसिष्ठ विश्वा- 
faa! हाय! अग्नि देवता! हाय! धरतो देवो! 
हाय! जनक जो! हाय पिता! हाय माता! हाय 

















HINDI SELECTIONS TE 


प्यारे मित्र महाराज gma! हाय इनुमान जो! 
हाय परम उपकार करने वाले लंका के राजा 
विभोषण ! छाय सखो ब्रिजटा ! आज राम पापो 
ने तुम सब का अनादर किया, आज सब को राम ने 
धोखा दिया । हाय ! में उनका अब कैसे नाम लू ? 
ते सज्जन गुन धाम, उन कहं लगि है दोष जो । 
तिन सब के सुभ नाम, में तन्न पापो लिए i 
हा बेचारे इन्हें इस का कभो ध्यान भो न होगा | 
सोई are सोस निज धारो | 
सोभा निज घर कां प्रिय नारो ॥ 
बाढ़ो गर्भ होत दिन पूरा | 
ew पशुन तेहि बलि में क्ररा ॥ 
(रोते €) (परदे के पोछे) धमे का नास हो 
रहा हे! 
राम--( चोक कर ) देखो तो क्या है | 
( फिर परदे के पोछे ) 
करत कठिन तप जो रहे मुनि यमुना के तोर | 
आये डर से लबन के शरण तेरो, रघुबोर ॥ 
राम--( चौंक कर ) अरे ! अब भो राक्षसों का डर 
है। अच्छा तो इस पापो spare: के लड़के को 
जड़ से उखाड़ने को Wan को भेजू। ( कुछ चलकर 
ठहर के ) हाय रानो तुम कैसे अकेलो रहोगो ? धरतो 









18 MATRICULATION 





माता ! तुम अपनो बेटो जानको को देखे रहना तुम को 
सोंपता छ' | 

जाई शोल wer युत, देवयज्ञ तुम जोय | 

siat मंगल nifs है, जिन रघुनिमिकुल दोय ॥ 

( बादर जाते हैं ) 

सोला —( जग कर ) हाय ! प्यारे आर्यपुत्र कहां हो १ 
( जलदो से उठ के ) हाय ! हाय ! में बुरा सपना देख के 
दुख पाके आयपुत्र को पुकार रहों S| हाय हाय! 
मुझे अकेलो सोयो छोड़ कर आर्यपुत्र चले गये ! अच्छा, 
जो उनको देखने पर मेरा मन At बस में रहेगा तो 
रिस करू'गो। कोई है बाहर ? 

( दुमख आता है ) 

दुमंख--औओमहारानो, कुमार लक्ष्मण जो ने हाथ 
जोड़ के कहला भजा है कि, रथ Aan है, आइए सवार 
हो जाइए | 

सोता-बडत अच्छा ; ( उठ कर चल कर ) मेरा पेट 
डोलता है, तो घोरे SR चल्‌ । 
टुमख--इधर इधर खोमहारानी | 

सोता-तपसियां को प्रणाम, रघुकुल के देवतां 
को प्रणाम, आयेपुत्र के चरणां को प्रणाम, सब सासु 
को प्रणाम । ( दोनों बाहर जाते हैं ) 





5. NALINIMOHAN SANYAL 
(ONE OF THE COMPILERS. ) 


Babu Nalinimohan Sanyal, M.A., Bhasha- 
tatwaratna is one of the few Bengali 
gentlemen who have made a special study of 
Hindi language and literature and writes 
Hindi with an accuracy uncommon to men 
of his province. He has made a mark by 
his careful researches and his articles in the 
Saraswati on Sabdavijian display his deep 
knowledge of the subject. 

He was born in Santipur, Nadia, the 
birthplace of the great Bengali saint Adwaita, 
a disciple of Chaitanya, in the year 1918 V.E. 
He is a Varendra Bengali Brahmin and 
is thirty-third in descent from Dharadhar, 
brother of Chhandad and son of Sudhanidhi, 
one of the five Brahmins invited from 
Kanauj to settle down in Bengal. His 
grandfather was a Persian and Arabic 
scholar. 


Nalinimohan received his elementary 


education in Aligarh, Delhi and Agra, where 





80 MATRICULATION 


his brothers were employed. He passed his. 
M.A. Examination from the Metropolitan 
Institution, Calcutta, in Botany and entered 
service in the Education Department in 
1886. He served in various capacities as. 
Headmaster, Assistant Inspector and finally 
as Inspector of Schools and retired in 1918. 
When Hindi was recognised as a subject 
for the M.A. Examination of the Calcutta 
University in 1921, Babu Nalinimohan 
Sanyal offered himself as a candidate and 
passed with credit, 

He has during the past few years written 
various articles for the Saraswatt and the 
Madhuri. It is from one of these that the 
accompanying extract is taken, The story 
of the great saint Mira Bai as described 
here differs considerably from ascertained 
facts, which have been described in 
Kai Bahadur Lala Sita Ram’s Selections 
from Hindi Literature, Book IV, pages 
144-48, but Mr. Sanyal writes that he has 
given the story as current in Bengal, 








मौरा बाडे 


मेड़तेके ठाकुर हारे A आज प्रातःकाल से हो बड़ी 
भोड़ लगो है। मेड़ता ग्राम राजस्थान में है। मेड़ते के 
राठौर सरदार के घर में गोविन्दजो प्रतिष्ठित हैं। 
सरदार विष्णुभक्ता हैं । 

वसन्त का प्रभात ati गोविन्दजो के आंगन में 
एक किशोरो अपनो सहेलियों के साथ गा रहो थो-- 

बसो At नेनन में नन्दलाल | 

मोहनो मूरति सांवरो सूरति नेना बने विसाल a 
आधर सुधारस सुरलो राजित उर बैजन्तो माल | 
«x घंटिका कटितटि सोभित ux सब्द रसाल | 
‘ART प्रभु सन्तन सुखदाई भक्त वळल गोपाल ॥ 








जिसने यह भजन सुना वको मोहित हो गया। 

भावके आवेश से उसो के नेत्रां से आंख को भरो 
लग गयो । 

किशोरो अनुपम सुन्दरो थी- वैसो सुन्दरो उस 

प्रान्त में किसो ने कभो नहीं देखो थो। उसके उस 

सुन्दर सुख से भत्ति को ज्योति निकल रहो थो । सुन्दरो 

. के सुर को want को तुलना नों हो सकतो थोडस 
6 





82 MATRICULATION 


स्वर में प्राणां को व्याकुलता मूतिमतो हो रहो थो। 
स्थान, काल, गायिका का रूप, उसका वेदनामय स्वर 
इन wai ने मिल कर एक अपूव भाव का संचार 
किया था। विपुल जर्नसंघ उस भाव के आवेश से 
स्तब्ध ओर तन्मय हो गया था | 

मोरा नित्य गोविन्दजो को भजन सुनाया करतो 
थो, उसने आज भो सुनाया । निर्दिष्ट काल व्यतीत 
होने पर गाना बन्द हो गया । अब जन-मंडलो को 
चेतन्य इआ । सब लोग अपने अपने स्थान को चले 
गये, परन्तु एक युवक नहों ur) वहु जेसा था 
तेसा हो खड़ा रहा और Ban नयनां से गायिका को 
एक टक देखता रहा | 

गाने के समय मोरा गोविन्द्जो के मुख पर अपनो 
ze लगाये इए थो । उनको अपने weg को बातं 
सुना रहो थो। उसको सुध aA थो कि कोई 
उसका गाना सुन रहा है या नहों, या कौन किस 
स्थान पर खड़ा क्या कर रहा है? मोरा अब तक 
मान vat पर हो नहीों था, गोविन्दजो के साथ 
भावराज्य में विचर रहो थो। वहां केवल 
गोविन्दो और मोरा, मोरा और गोविन्दो 
थे--दूसरा कोई न था | 

भजन के बन्द होते हो भाव का राज्य टट गया | 











HINDI SELECTIONS 83 


मोरा फिर मत्यलोक में आयो, wen, भय, क्रोध, 
विराग इत्यादि देह-धमे सब लोट आये ; इसके पहिले 
मोरा देवो थो, पर अब वह मानवो हो गयो, AeA के 
राज्य को राजनन्द्नो छो गयो | 

मोरा ने दाहिनो ओर मह फेरा, देखा कि एक 
राजपुत्र युवक उसे अनिमेष di से देख रहा है। 
मन्मथ के सदृश उसका गोर स्वरूप, प्रशस्त ललाट, 
उज्ज्वल आंखे थों। उसने मन छो मन विधाता को 
कारोगरो को प्रशंसा को । पर लज्जा से उसके नेत्र 
झुक गये, ga बार मुचु फेर कर फिर उधर नहों 
देख सको । 

गोबिन्द्जो के द्वार के अलिथि-सत्कार का भार मोरा 
पर हो था। जो साधु सन्त आते थे, राजनन्दिनो 
स्वयं उपस्थित रक कर उनके भोजन ओर सेवा का 
प्रबन्ध करतो थो ; स्वयं उनका आदर ओर स्वागत करतो 
थो । पर इस युवक अतिथि से वह कुळ न कह सको | 
उसको ओर देखने तक में उसे संकोच होने लगा | 

मोरा ने एक सखो से कहा-जा डस युवक से 
ae आ कि, यदि आप यहां का wired करने 
को छपा करै तो इम धन्य हांगो। मालम होता है 
कि, वह युबक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है--कोई 
राजपुत्र है-छझ्वेश से यहां आया है। अनुरोध 











84 MATRICULATION 


न करने से वह यहां कयां sew लगा? फिर 
अतिथि-सत्कार तो हमारा काम हो है। 

सखो बोलो--ठोक है, पर राजा हो, चाहे भिखारो, 
eat दृष्टि में सब समान हैं, सभो नरनारायण हैं; 
आज तुम में यह भेदबुदिकसो ? युबक कीन है १ 

मोरा- मैं नहों जानतो | 

सखो--नहों जानतो तो फिर लज्जा क्या ? 

मोरा-(कुळ कह wel anal) लज्जा आपसे 
आप आ रहो है, उसको ओर देख नहों सकतो।) तू 
जा । 

सखो उठकर चलो गयो | युवक के निकट जाकर 
बोलो मान्‌, इमारो राजकुमारी आपसे यहां 
आतिष्य ग्रहण करने का अनुरोध करतो हैं; यदि 
सरोकार करने को कृपा हो तो वे अपने को धन्य 
समभेंगो । 

युवक ने कहा,-भद्रे, राजनन्द्नो का अनुरोध 
उनके हो सुख से सुनने को कामना है | 
अब कोई उपाय न रहा। ase से 
मोरा ने युवक के सामने आकर आतिथ्य ग्रहण 
करने का अनुरोध किया । 

युवक भो यहो चाहता था। मोरा का गाना 
सुनने के लिये अपना भेस बदल कर वह बहुत दूर से 














HINDI SELECTIONS 85 


आया था। एक St वार सुनकर उसको afa नहों 
हुई थो, बरन उसको आकांक्षा और भो बढ़ गयो थो । 
गाना सुनते सुनते वह मोरा के रूप के मोह A भो फंस 
गया था । 

युवक अतिथि बना | 








R 


सन्ध्या के समय गोविन्दजो को आरतो हुड । 
आरतो के बाद गोविन्दजो के सामने बेठकर मोरा 
गाने लगो। उसका गाना सुनकर ae रोने लगे, 
युवक स्तब्ध हो गये । 

qe मानव टुलभ जोवन का आधा समय सो कर 
बिता देता है; जोवन का जितना अवशिष्ट रहता है, 
उसका अधिकांश शेशव और जरा को अवस्थाए है। 
जितना बचता है उसमें भगवान का भजन SY सकता 
है, परन्तु ae योतनकाल के ge आनन्द ओर 
प्रौढ़ावस्था के विषय-भोग में डूबा रहता है, भगवान 
को समर्पण नहीं करता। हाय! मनुष्य का केसा 
दुर्भाग्य है-यह सोच कर सुननेवाले रोने लगे। 
गायिका के भो आंसू गिरने लगी । युवक ने भो भजन 
सुना। वह gu हो गया, उसने सोचा- एसो aa 
तो नित्य सुनने को aN मिलतों, अहो मेरा 











86 MATRICULATION 


दुर्भाग्य! एक दिन के सुनने से तो afa नहों 
होतो, इस देवो को न पाने से मेरा जोबन हो 
निष्फल = | 

गाना समाप्त EA, सुननेवाले चले गये अतिथि- 
Ramat का भोजन समाप्त इआ। राजनन्दिनो 
घर लोटने को थो कि युवक उसके सामने आकर 
बोला--राजकुमारों, आपका अनुरोध में ने खोकार 
किया, मेरा भो एक अनुरोध आपको स्वोकार करना 
उचित है। यह कह कर युवक ने एक ciel राज- 
कन्या के हाथ में देकर कह्ा-इसे आप ग्रहण करें, 
qe uz uz एक दिन के इस अतिथि का आपको 
स्मरण करावेगो, यह सोच कर इसे आपका देता 
zG; स्वोक्तत होने से में कृताथ हो जाऊ'गा। रात्रि 
शेष होने के पहिले हो में चला जाऊगा, आपसे 
भंट होने को सम्भाबना नहीं है, अपनो इस yea 
के लिये आपका यह अतिथि war मांगता È | 

मोरा ने एक gga के लिये युवक की ओर देखा, 
कुछ कहने को इच्छा थो, पर बोल न सको। युवक 
चला गया । 
Wed के राठौर सरदार का कन्था मोरा का नाम 
राजस्थानके हर गांव और हर नगर के लोग जानते 
थे, उसके रूप को राजपूतानै में बडी प्रसिदि थो । 


















HINDI SELECTIONS 87 


मेवाड़ को राजधानो चित्तोड़ के घर घर में मोरा 
के रूप को चर्चा होतो थो। प्रदोष और उषा-काल 
में, दिन तथा रात्रि में चित्तोड़ को गलियां में लोग 
गाते थे 

“मोरा कहे बिन प्रेम के eife मिलत «eure ।” 

उस समय महाराना कुम्भ चित्तोड़ के अधिपति 
81 वै कुमार थे। वोरत्व-प्रदशेन आर कविता- 
रचना में उनके दिन व्यतीत होते थे। कुम्भ को 
बासना थो कि जिसके wea में प्रोति का झरना है, 
जो फुल को नाई पवित्र है, जो स्फटिक के सदृश 
निर्मल है, उसो को राजमझिषो serai i 

एक दिन sal ने सुना 

“मोरा ae बिन प्रेम «wife मिलत cernere ।” 
sar ने और भो सुना कि जो इस प्रेम को व्याख्या 
करतो है, बह अनिन्द्य सुन्दरो है-राजपूताने में बेसा 
रूप feat का नहों। कुम्भ मोरा को देखने के लिये 
आतुर हो उठे; पर Sed का राठौर सरदार मारवाड़ 
का एक कोटा सामंत था, उसके घर मेवाड़ के 
महाराना का जाना- एक किशोरो को देखने के लिये, 
केवल गाना सुनने के लिये-पदमर्यादा के विरुद 
था। लोग क्या कहेंगे यह सोच कर जाने को प्रबल 
इच्छा होते हुए भो महाराना नहों जा सके | 






































88 MATRICULATION 


पर मन भो तो ael मानता था। चारां ओर 
"मोरा कहे” “मोरा ae” को ध्वनि उन्हं और भो 
उद्दिग्न कर रहो थो । जब मोरा की बात हो प्राणां के 
भोतर आ पचतो है, एकाएक ममस्थल को आघात 
करतो है, तब भला उसे देखे बिना केसे रहा जा 
सकता है? महाराना के लोकमर्यादा के सब बन्धन 
टूट गये। Ba धारण करके Wed गये, भजन 
सुना, अंगूठो दो, और अंगूठी के साथ अपने प्राणों को 
भो मोरा पर न्योछावर कर; चित्तोड को लोटे 
केवल देह लेकर । 

प्रभात में पचो कलध्वनि करते हैं, महाराना 
समभते हैं कि मोरा गा रहो है। सरोवर में पद्म 
खिलते हैं, तो वे देखते Y कि मोरा हंस रहो है। 
वायु से लताए हिलतो हैं, तो उनको बोध होता है 
कि मोरा se भुजाए उठा कर बुला रहो है। 
राना अब सिंहासन पर नहीं बैठते, दरबार में cel 
जाते, जिस ओर कोई गा रहा है “मोरा ae” उसो 
ओर कान लगाये रहते हैं। उनके मन को बात 
गुप्त न रह सको, afa ने सुना, राजमाता नै 
भो सुना। विवश होकर राजमाता ने मोरा कौ 
चित्तोड़ को राजमहिषो बनाने के अभिप्राय से Wed 
को दूत भेजे | 














HINDI SELECTIONS 89 


qm. 


Wed के राठौर सरदार ने gal के ae से ag 
सम्वाद सुनकर अपना सोभाग्य माना । गोविन्दजो के 
मन्दिर में उस दिन महोत्सव इआ | 





3 


qa बिवाह का लग्न ऑर AST पकाकर चित्तोड़ 
लौट गये। पर जिसका विवाह होनेवाला है उसे 
आनन्द नहों, इस समाचार से वह प्रसन्न el । 

दूसरे दिन प्रातःकाल पूर्व्वाक्त अंगूठो को देखते wi 
मोरा जान गयो थो कि युवक कीन है; सहेलियां 
भो जान गयो थों। अंगूठी को लोटा देने के लिये 
मोरा ने उसे बड़े यत्न से रक्वा। सन्ध्या के समय 
मोरा गोविन्द्जो के मन्दिर में आ बैठी ; राजनन्द्िनो के 
सोभाग्य से इषित होकर afam हास परिहास 
करने लगों। एक ने कहच्चा--मैं तभो जान गयो थो | 

मोरा-कब ? 
सखौ- जब उस युवक को देखकर तुम्हारा मुख 
लाल हो गया था | 

मोरा--न मालूम उसे देखकर gat लज्जा आगयो घो; 
पर सच कतो ह सखो, चित्तोड़ की राजमझिषो 
होने का न मुझे आग्रह है, न उसमें आनन्द हो 

















90 MATRICULATION 


*| weet तक तो मुझे पसन्द adi, फिर 
रानोहोना | 

सखो--क्यों ? ज्ञत्रियकन्धा इससे अधिक और कोन 
से सौभाग्य को कामना कर सकतो है ? 

मोरा- मैं यह सौभाग्य नहों चाहतो | 

सखो- क्यो ? 

मोरा--महाराना मुझे लेकर सुखो नहों हो 
सकंगे ; में तो अपना मन गोविन्ट्जो को दे चुको x, 
उसे लोटा «el सकतो। केवल देह लेकर महाराना 
क्या करेंगे ? 

सखो- वाइ, यह क्या कहतो हो? महाराना 
का तुम पर d अनुराग हो गया है, दिनरात 
उनके AE में केवल “मोरा कहे” 

मोरा अनुराग नहीं, उनको मोह हो गया है--रूप 
का मोह, खर का मोह | हां, इन सब मोहा से अन्त में 
अनुराग आता है, परन्तु— 
सखो- परन्तु क्या ? 

मोरा-चाहे मोह हो, चाहे अनुराग हो, महाराना 
सुखो न हो सकंगे, यह बात उन्हे पहिले हो मालूम 
हो जानो चाहिये। मेरा मन मेरा नहीं है, उसे 
गोविन्द्जो का दे चुका इ'। एकबार फिर dz कोने 
से अच्छा होता, में aa हो उनसे यह बात कह देतो | 














HINDI SELECTIONS 91 


8 
वह सुयोग faa गया। विवाकु का समय 
gaa था, अतएव कुम्भ मोरा को देखे बिना न 
रह सके, छिप कर मेड़ता आये। किसो ने aN 
जाना, किन्तु जिसे देखने वे आये थे उसने जान- 
लिया । मोरा ने एक सखो से कहा- सब के पोक 
महाराना छिपे खड़े हैं, उनसे कहो कि में एकान्त 
में भंट करना चातो ह'। कुम्भ aN चाहते थे कि 
उनका इस प्रकार आना किसो को मालूम हो जाय। 
सोचा था कि गुप्त रोति से आये हैं, एकबार मोरा 
को देख उसो प्रकार लोट wan; पर यह cel 
हआ, कुम्भ लज्जित हुए | 
आरतो के We यधानियम भजन हुआ, सब 
चले गये; एक दक्ष के नोचे एकान्त में मोरा राना 
से मिलो, संग में एक विश्वस्त सखो थो । 
पहिले मोरा हो बोलो उस दिन उसको लज्जा 
ast थो, प्राणां की amt feat उच्च ग्राम से बंधी 
Sx at) मोरा ने कहा महाराना, cat का 
अपराध च्मा हो; fants को राजमहिषो होने 
कौ अपेक्षा कोई भो चत्रियकन्था इन्द्राणो होना न 
Gia करेगो, किन्तु महाराना, इस टोन को 
लेकर आप सुखो न wand | 




















92 MATRICULATION 


राना- क्या मोरा, Tat निष्टर बात क्यों कह रहो 
हो? qe लेकर में ने fuum को fast से ws 
बनाने की कल्पना को है | 


मोरा--मेरा मन मेरा vet; वह गोविन्दजो को 
अपित हो चुका है, लोटा लाने का कोई उपाय भो 
wel है। मन के बिना केवल देह से पति की सेवा 
नहों हो सकतो, में अपराधिनो ह गो | 

राना-अपराधिनो होगो ae क्या कहती हो, 
मोरा ? तुम जिस दिन चित्तीड का सिंहासन अलंछत 
करोगो, वह दिन केसा सुखदायक होगा! ऐसा रूप 
राजपूताना में नहों है, इतने गुण भारत में नहं हैं। 
मोरा, विधाता ने हो तुम्हं रूप गुणां को रानो बनाकर 
धरातल मे भेजा = | 

मोरा- महाराना, इस qup देहका उल्लेख कर दासो 
को अपराधिनो कर रहे हैं। रानोपन इस हतभागिनों 
का काम नहों है। गोविन्दजो को सेवा छोड़कर 
मोरा के प्राण और कुछ नहीं चाहते। मेवाड़ाधोश, 
इस हतभागिनो की ग्रहण कर आप सुखो न छागे | 

राना-नहों ; नहों मोरा, ऐसा न कहो | तुम्हारे 


ZIA से सुख, तुम्हारे भजन सुनने से सुख, इससे अधिक 
में कुछ नहीं चाहता | 











HINDI SELECTIONS 98 


कुम्भ बिटा होकर चले गये, मोरा घर att 
बिषाद के साथ मोरा ने सखो से कहा- सखो, महा- 
राना waa में पड़े हैं | 

मोरा at wevfafa फलोभूत होने को du 
हुई, और महाराना कुम्भ के साथ उसका विवाह को 
गया । 














6. BALMUKUND GUPTA 


Balmukund Gupta is known to us as one 
of the chastest Hindi writers of the modern 
times. He wrote both prose and verse and 
did his best to advance the cause of Hindi. 


He was an Agarwal Vaishya of the 
Punjab and was born in Guryani in Rohtak 
district on Kartik Shukla 4, 1922 V.E. 
He seems to have received his education 
almost entirely at home and had a fair 
knowledge of Persian. He commenced his 
literary career at the age of twenty-two as 
the editor of Akhbar-i-Chunar, but after a 
year went over to Lahore and joined the 
editorial staff of  Koh-e-Nur. He was, 
however, persuaded to learn Hindi and in 
1946 V.E. he became editor of Hindosthan 
jointly with Pandit Madan Mohan Malviya 
and Pandit Pratap Narain Misra, He next 
went over to Calcutta and was an assistant 


‘editor of the Hindi Bangabasi for five years. 


In 1955 V.E. he was appointed editor of 


‘the Bharat Mitra. Under his editorship 











| 


HINDI SELECTIONS 95 


Bharat Mitra became the leading Hindi 
paper of India. Babu Balmukund Gupta 
was one of the esteemed friends of the 
senior compiler of these selections and it 
was at his request that his Hindi version 
of the first half of Gulistan was distributed 
free of cost to the subscribers of his paper. 
He was a great admirer of classical writers 
and could not bear any sinister remarks 
against them. He was a terror to the self- 
constituted authorities in Hindi and 
mercilessly exposed their shortcomings. 
As a critic he had hardly a rival. His 
principal works are Shiva Shambhu ke 
Chitthé, Hari Das and Ratnavali (Hindi). 
He died at an early age universally 
regretted by a very large circle of friends 
and admirers. 





गुप्-निबंधावलौ 


हिन्दोस्थान 
१ 


हिन्दी के दो तीन पुराने साप्ताहिक ua हैं, जिनको 
बात कहकर हमें आगे agar चाहिये था, पर उनको 
बात इम पोछे कहेंगे। आज feet के दैनिक पत्नाँका 
कुछ बणन करते हैं। इस समय हिन्टो में केवल दो 
दैनिक पत्र हैं, उनमें प्रथम अवध कालाकांकर का 
“Fra” है । इसके मालिक शोयुक्त राजा रामपाल- 
सिंहजो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार हैं। wet ने wm 
पत्र का जन्म इ गलेण्ड में कराया | अगस्त, सन्‌ १८८३ 
tal से जुलाई, सन्‌ १८८५ देखो तक उत्ता पत्र इ गलेख्ड 
में हो प्रकाशित होता रहा। राजा रामपालसिंहजो 
उस समय इ'गलेण्ड हो में थे। कुछ दिन तक उनका 
पत्र अंगरेजो हिन्दी दो भाषाओं में निकला, पोछे 
अंगरेजो, feat और se तोन भाषाओं में निकलता 
रहा, तब उक्त पत्र मासिक था। feet उदू के 
लेख उसमें wu राजा साहब लिखते थे, और अंगरेको के 
मि० जाज टेम्मल। टेम्पल साहब को राजा साहब 
पोळे हिन्दुस्थान लाये थे, और कालाकांकर में उनसे 














$ 





HINDI SELECTIONS 97 


अंगरेजो हिन्दोस्थान का सम्पादन कराते थे। सन्‌ 
१८८४ Seat के नवम्बर मास से विलायत हो में 
उक्त पत्र साप्ताहिक gm) तब खालो अंगरेजो में 
निंकलता था, se feet उठ गयो ati यहु दशा 
जुलाई, सन्‌ १८८५ देखो तक रदौ । राजा साहब के 
भारतवर्ष में लोट आने पर पलो नवम्बर, सन्‌ १८८ 
इस्वी से उक्ता पत्र कालाकांकर से feel में देनिक 
निकलने लगा, तब से अब लक बराबर देनिक निकलता 
=| इसका आकार एक wie रायल के दो पत्ते हैं, 
और qa डाकमहसूल सहित १०) साल | जनवर, 
सन्‌ १८८.१ Seal से प्रति रविवार को उक्त पत्र का एक 
नम्बर आगरिजो में छपने लगा। आगे प्रति 
सप्ताह टो नम्बर अ'गरिजो में, और चार feel में 
निकलने लगे अब कई साल से अ'गरिजो हिन्दोस्थान 
सप्ताह में तोनबार अलग निकलता है, जिसका ae 
६) साल है, ओर feet का हिन्दोस्थान देनिक अलग 
निकलता है | 

हिन्दी झिन्दोस्थान के सम्म्रादक राजा रामपालसिंहजो 
aj हैं। यह पद set ने अपने हो लिये रक्वा 
&, जितने लोग सम्पादक हुए वह सब सहकारो 
amza werd, केवल पण्डित मदन मोहन 
मालवीय छो एक ऐसे सम्पादक wu हैं, जिन के समय 


7 : 
. 




















98 MATRICULATION 


में राजा साहब अपना नाम सम्पादकी में नहों लिखाते 
थे। वह समय कोई दो तोन साल तक था। 
पण्डितजो के अलग होते हो राजा साहब का नाम 
सम्प्रादक और मनेजर को जगह लिखा जाने लगा 
जो आजतक बराबर लिखा जाता है। जिन लोगों ने 
हिन्दोस्थान पत्रके एडिटोरियल स्टाफ में काम किया है 
उन में हम निम्नलिखित सज्जनों के नाम जानते 
हैं--पण्डित अम्मतलाल चक्रवत्तो, बाबू लालबहादुर, 
बो. ए., पण्डित मदनमोहन areata, बो. ए., बाबू 
शशिभूषण चटर्जो, बो. ए., बालमुकुन्द गुप्त, पण्डित 
प्रतापनारायण मिश्र, बाबू गोपालराम गहमरनिवासो, 
पण्डित गुलालचन्द चोवे। पण्डित रामलाल मिश्र 
इसके मनेजर थे जो बहुत दिन तक मनेजरो का काम 
करते रहे। अजकल राजा रामपालसिंह हिन्दोस्थान 
पत्रके मनेजर और एडिटर हैं, पण्डित शोतलप्रसाद 
उपाध्याय ज्वाइण्ट एडिटर, और ठाकुर रामप्रसादसिंह 
और बावू शिवनारायणसिंह असिस्टैण्ट एडिटर i 
हिन्दोस्थान को पालिसो में दो तोन बार फेर 
बदल इआ है। एक बात में वह अपनो पुरानो चाल 
पर निस्सन्देह वरावर चल रहा है अर्थात्‌ उसके 
aA राजा रामपालसिंहजो feet भाषा और 
देवनागरी अक्षरां के प्रेमो TA आदि में थे कैसे हो 

















HINDI SELECTIONS 99 


अब भो हैं। किन्तु दूसरो बात है, इस पत्र को चाल 
सदा एक नहीं tet) राजनोति में इस ua को जो 
चाल अब है यदि आदि में यको Fat तो शायद 
इसका विलायत में जन्मको न होता । जिस मतलब 
के लिये कांग्रसबालॉका “इण्डिया” पत्र इस समय 
लण्डन से निकलता है लगभग वचो मतलब लण्डन में 
चिन्दोस्थान के जारो होने का था । उस समय इस में 
हिन्द्स्थान कां चहिमायत के लेख निकलते थे चाहे बह 
बहुत जबरदस्त न हां। छिन्द्स्थान में आकर उक्त पत्र 
पूण राजनीतिक बना । इधर यकु जारो हुआ उधर 
कांग्रस जारो Sil दो तोन साल में कांग्रस का इससे 
और इसका कांग्रससे पूरा परिचय हो गया। सन्‌ 
१८८८ Seal से लेकर चार पांच साल तक यह कांग्रस 
का बड़ा तरफटार रहा। इसके मालिक राजा 
रामपालसिंहजो पखिमोत्तर प्रदेश में कांग्रस के एक 
प्रधान पुरुष सममे जाते Wa कांग्रस को vat ने 
च्छा चन्दा दिया था और उसके बाषिकौत्सवां Ñ 
जाया करते Wa उन feat हिन्दी amarat में 
कांग्रस का प्रधान तरफदार यको पत्र था, इसो का 
जोर भो उन feat अधिक था। सरकारो अफसरों 
को बेजा काररवाइयों को इसमें खुब तोत्र आलोचना 
होतो xta राजनोलिसम्बन्धो गद्य हो में नहों पदा 














100 MATRICULATION 


में भी इसमें अच्छे अच्छे लेख निकलते थे। उनमें 
से पण्डित प्रतापनारायण मिश्र के पद्य-लेख AEA सुन्दर 
होते थे। सन्‌ १८८८ इस्रो में मि० ब्राडला बम्बई को 
पांचवीं कांग्रस में आये थे। पण्डित प्रतापनारायणजो 
ने पद्य में asa का स्वागत लिखा था जिसमें इस 
देश को दशा को तसवोर खोंच दो थो। विलायत में 
fac फ्रेडरिक पिनकाटने उस कविता को इतना 
पसन्द किया था कि उसका अङ्गरिजो अनुवाद करके 
इण्डिया पत्र में छपवाया था। सारांश यह कि धन 
से ana से ओर लेखां से राजा रामपालसिंह कांग्रस 
की तरफदारो करते थे। अब कई वर्ष से उनको वह 
पालिसो बदल गयो है। अब वह कांग्रसके तरफदार 
नहीं हैं, अब उसको बात तक इहिन्दोस्थान में नहों 
उठतो है। राजनोतिक चर्चा भो अब प्रायः नहों 
होतो। राजनोति-सम्बन्धो आन्दोलन में अब 
हिन्दोस्थान अपने पत्रों का साथ «e| देता। कभो 
कमी देता भी है तो प्रतिकूल, यहांतक कि 
अब कभो उसके लेखाँ का cE इस देश के बाज़ 
एंग्लोइण्डियन अखबारों से मिल जाता है। 

राजनीति की भांति समाजनोति तथा और कई 
ardt में इिन्दोस्थान की राय इस देशवालां को राय 
से नहीं मिलतो। वह सुधारकपत्र है और सुधार 




















HINDI SELECTIONS 101 


ठोक अङ्गरिजो ew पर चाकुता है। अङ्करेजो चाल 
उसे agar uus है, अङ्गरिजो अनुकरण AEA पसन्द 
है। उसके सम्पादक और मालिक राजा साहब 
अङ्गरेजो पोशाक पुनते हैं, अङ्करिजो op पर रहते 
हैं और अङ्गरिजोहो ce से भोजन कर ते हैं। मांस 
आदि के बड़ तरफदार हैं, यहां लक कि कुत्ते भो 
सोमान्‌ को अङ्गरेजो छो पसन्द a क्योंकि 
हिन्द्स्थानो कुत्तोंको आप के पत्र में नामद ओर लंडो 
कहकर एकाध बार गालो दो गयो है | 

कालाकांकर एक कोटा सा गांव है, इतना छोटा 
कि उसको जनसंख्या एक FAT के लगभग है। 
परन्तु रमणोय और सुखप्रद इतना है कि उसका 
वणन हमें एक अलग लेख में करना AM | 
तथापि एक दैनिक ua के योग्य वह गांव किसो 
प्रकार «wer wj यद्यपि राजा area ने वहां तार 
लगवा दिया है ओर wit भो agaa प्रबन्ध किये हैं 
तोभो बस्तो को क्या करे? पढ़े लिखे वहां राजा 
साहब के कम्मेचारियों के सिवा दस पांच आदमो भो 
कठिनाई से मिलंगे | avin निवासियों में धनो और 
ऊ'चो जाति के लोग gest कम हैं। बाइर के दो चार 
aera दुकानदार हैं उन्हीं को जो चाहो समझ 
सो। ऐसे स्थान मे दैनिक पत्र क्या साप्ताहिक पत्र 





























102 MATRICULATION 


भो चलना कठिन है। किन्तु राजा साहब को 
कालाकांकर बचत प्यारा है इसो से बहुत रुपये खच 
कर जोर से कागज को चलाते हैं। इसो कारण 
दैनिक पत्रा में जो ad Wat चाहिये वह इस 
कागज में कम Pat Si इसका फल यहो होता 
है कि पत्र का सारा बोझ राजा साहब पर है। 
किसो अच्छे Wet से यह निकलता तो अपना बचहुतसा 
बोझ आप सम्हाल लेने के योग्य हो जाता, ओर जो 
ard दैनिक समाचार-पत्रों में होनो चाहिये वह 
होतों। हम यह भलो भांति जानते हैं कि इन arat Ñ 
किसो प्रकार का हेर फेर नहीं हो सकता है। तथापि 
जब अखबारां को अलोचना करने बैठे हैं तो हमें अपनो 
राय जो कुछ हो प्रकाश कर डालना चाहिये। विशेष 
कर जब हमारा इस पत्र से दो वष तक बहुत गहरा 
सम्बन्ध रह चुका है ऐसो दशा में हमें उक्त पत्र के 
सम्बन्ध में अपने मन का कोई भाव छिपा नहों रखना 
चाहिये। दूसरे लेख में बह सब बातं हम कगे | 
R 

qwe लेख में कहा जा चुका है कि कालाकांकर 
के दैनिक feet पत्र “हिन्दोस्थान” से कोई दो 
qu हमारा भी सम्बन्ध था। उसका कारण था 
पण्डित श्रोमदनमोह्नन मालवोयजो को कृपा। सन्‌ 





















HINDI SELECTIONS 103 


१८८०. fo के आरम्भ A पण्डित दोनदयालुजो शर्मा के 
उद्योग से ओभारतधब्ममहामण्डल का दूसरा महाधि- 
वेशन योहन्दावनधाम में हुआ था। उस समय 
शोतकाल था। मालवोयजो महोदय उन दिनों 
“इिन्दोस्थान” के सम्पादक थे। आप भो सहामण्डल 
में ant थे। हमारा सम्बन्ध उस समय लाहोर के 
पुराने sz पत्र “कोहनर'” से ur) लाहोर से हम भो 
मण्डल में शरोक wu थे। मालवोयजो से arena होने 
पर sei ने आज्ञा को कि, आपको हिन्टोस्थान पत्र 
में हमारे साथ काम करना चाहिये; कानपुर से 
पण्डित प्रतापनारायणजो मिश्र को भो हम बुलाते हैं | 
उनसे विनय को गयो कि यहां हिन्दी हो नहीं आतो 
आपके साथ काम केसे करेंगे? Bel ने कहा - कुछ 
परवा नहीं, आप शामिल तो इजिये | 

अन्त को उनका अनुरोध पालन करना पड़ा, 
Sat ao के अन्तिम भाग में उक्त पत्र के स्टाफ में शामिल 
wu, पण्डित प्रतापनारायणजो कुछ पहले आ चुके थे | 
उस समय वर्षोकाल का आरम्भ था | 

“हिन्दोस्थान” के स्टाफ में उस समय अच्छ अच्छे 
लोग एकत्र हो गये थे, ST जमाव आज तक किसो 
दिन्दोपव्रके स्टाफ में नहीं इआ। मालवोयजो 


सम्पादक थे। बाब शशिभूषण चटजों, बो, ए,, पण्डित 








104 MATRICULATION 


प्रतापनारायण मिय, बालमुकुन्द गुप्त, तथा दो तोन और 
भो लोग उक्त पत्र को सम्मादक-मण्डलो A शामिल थे। 
मालवोयजो के जो में पत्र को उन्नति के विषय में बड़ 
बड़ ऊचे विचार थे, पर कुछ दिन पोछे वह वकालत 
की ater को तय्यारो करने लगे। जल्द हो बच 
“हिन्दोस्थान” से सम्बन्ध छोड़ने पर विवश हुए । उनके 
अलग होने पर बाबू शशिभूषणजो पत्र के सम्पादन में 
अधिक परिश्रम करने लगे। कोई एक साल तक 
उनका साथ रहा, पोळे बच भो अलग हो गये। कुछ 
fea ate पण्डित प्रतापनारायण fas भो अलग हो गये, 
तब पण्डित शोतलप्रसादजों बुलाये गये थे। दो साल 
से कमके भोतर हो यह सब उलट पलट छोगया। अन्त 
में पण्डित शोतलप्रसादजो को छोड़कर हम भो अलग 
होना पड़ा। उक्त पण्डितजो अबतक बने हुए हैं सच तो 
यह है कि उनको भांति “fete” आफिस में जमकर 
रहने का सोभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं हुआ | 

कालाकांकर रहने के योग्य स्थान wa जो लोग ' 
वहां रहते हैं, और avin रहने के आनन्द को 
समझ सकते हैं, वह सचमुच भाग्यवान हैं । 

कालाकांकर एक aga छो छोटा सा गांव है; 
उसकी जनसंख्या एक हज़ार से भो कम है। प्रयाग 
से १५ कोस पच्छिम को तरफ गङ्गातट पर है। 





HINDI SELECTIONS 105 


te इण्डियन रेलवे के सिराथ टेशन से वह कोई पांच 
कोस है। माग में wat सड़क है, उसपर इका चल 
सकता है। उक्त स्थान गङ्गाजो के इस पार है, इस से 
जाते और आते नाव द्वारा गङ्गा से पार होना पड़ता 
है। गंगा इस गांव को प्रायः तोन तरफ से at uu 
है। गांव के चारों ओर कई कोस का बनहे। उस 
में ठाक और कई प्रकार के जंगलो पेड़ छो अधिक हैं 
तथापि बड़ा रमणोय है। गांव के आस पास एक 
नहर है जो बन में से होकर निकलो है। उसके 
किनारे खूब ऊचे हैं। उन पर a आदि के जंगलो 
पेड़ खड़े € बरसात में जब गङ्गाजो का जल खब 
बढ़ता है तो oue नहर भर जातो है। उस समय 
कालाकांकर की शोभा देखनेके योग्य होतो है। वह 
गंगा और नरके बोच में एक छोटा सा टापू 
बन जाता है। बन में रास्तों पर इस नहर के कई एक 
कोटे छोटे पुल हैं। एक छोटा सा नाला इस AEH 
से निकल कर कालाकांकर से बाहर कई मोल जंगल 
में बका चलाजाता है। नदर भर जाने पर दो दिन 
तक यह नाला खूब जोर से बहता है। नहर का 
पानो पांच चार दिन हो में सूख जाता है। क्योंकि 
कालाकांकर की भूमि गङ्गातट को ओर एक दम 
ete ओर बाकी भूड़ मटियालो है। पानो गिरते 








` 





106 MATRICULATION 


हो पो जाती है। कितने हो जोर को वर्षो at 
न हो वहां कीचड़ नहीं होता। इधर वर्षो थमो, 
और उधर भूमि ने सब जल सोखा। इसो से वहां 
वर्षाकाल में भो मच्छर आदि aga कम होते Yi 
qui वहां aga छो सुखकर wala होतो हैं। RÀ 
aa होने के कारण कालाकांकर के आसपास को 
भमि में नाले भो बहत हैं, यह बरसातो पानो से कट 
कर बन जाते हैं। वषाऋतु में इनमें थोड़ा थोड़ा जल 
बहता रहता है, ओर जल सूख जाने के बाद उनमें 
जंगलो झाड्यां और छोटे छोटे पेड़ खूब फैल जाते हैं । 
गांव में सब घर कच्च A के हैं, Gua से छाये 
हुए हैं। oat एक Ama राजा रामपालसिंह 
महोदय को बारहदरो है। इिन्दोस्थानप्रेस का भो 
कुळ अंश पका है, जो गांव के दक्षिणो दवार के सहारे 
बना हआ है। इसो प्रकार पुरानो गढी का कुछ अंश 
पक्का है जिसे वहां का राजभवन या किला कह सकते 
& | इन दो तोन मकानां के सिवा सब मकान कञ्च 
€ | al ऋतु और शोतकाल में कालाकांकर का 
रहना बहुत हो भला जान पड़ता है। जेठ को धूप 
के समय अवश्य वहां दिन में जो घबराता है, और 
आंधो चलने से रेत उड़ उड़ कर मजा किरकिरा करतो 
wat €, फिर जब तेज आंधियां चलतो हैं, तो 














HINDI SELECTIONS 107 


quia fea ने लगतो हैं और बहुत से मकानों के भोतर 
भो रेत गिरने लगतो है। तो भो गर्मो को रातें अच्छो 
होतो हैं, और सबेरे उठकर बन को हवा और गंगाजो 
का स्नान तो उन दिनों बडा सुखकारो होता है | 
कालाकांकर का जलवायु बड़ा हो स्वास्थ्यप्रद है। 
अन्न वहां इतना पचता है कि खराक git हो 
जातो है। चोजें सब अच्छो और सस्ती मिलतो हैं। 
अन्न अच्छा मिलता है, घो शुद्ध साफ मिलता है, 
दूध अच्छा मिलता है, एक आने का एक एक सेर दूध 
हमारे जमाने में मिलता ur) उस समय वहां ४५ 
WX का एक मन था। इस से ga सेर को जगह 
कोई सवा सेर मिलता था, बाजार के दिन कई प्रकार 
के शाक पात आते थे, जो सस्ते छो मिलते थे। आमों 
का तो Sh स्थान जङ्गल है, उसके आस पास के, 
गांवों में कोसों तक आमी के बाग हैं। सन्‌ १८८.० Fat 
में इतने आम हुए थे कि, दो पेसे सेकड़ेतक बिकते 
€ | आमो को गिनतो भो यहां बिचित्र देखने में 
आयो थो, सो को जगह एक सी सताइस fre जाते थे । 
और भो कितने हो तरह के फल वहां मिलते हैं। ae 
सब aga बढ़िया नक्छों होते ; तोभो खासै होते हैं | 
गंगास्रान का जेसा सुख वहां है, SD अन्यत्र कम 
देखने में आया। अकेलो गंगा है agian उसमें 























108 MATRICULATION 


यमुना भो नहीं मिलो है। जल खूब ww है; 
पक्के घाट का नाम नहीं, कच्चे किनारों पर जहां 
चाहो स्रान qup) एक जगह घाटिये ने एक dui 
का घाट भो बना रखा है, उसो को वहां का प्रधान 
घाट समझना चाहिये। ar संध्या का वहां Gast 
आराम है। वहां का जल ख़ब मोठा ओर पाचक है। 
पर गंगाजल पोने का वहां इतना अभ्यास हो जाता 
है कि, उसके सामने कोई जल अच्छा नहों मालूम 
होता। at साल में दो एक बारहो शायद कूपजल ule 
को नोबल आयो हो, वह भो गांव में नहीं बन में । 

उस समय “'हिन्दोस्थान” पत्र का कोई आफिस न 
था; प्रस में छापने के सिवा और किसो काम के 
लिये स्थान न था। वहां कभो कभो प्रुफ देखने के 
fem जाना पड़ता था । एडिटर लोग अपने रहने के 
स्थानां छो में अलग अलग लिखते रहते uq पण्डित 
मदनमोइनजो अपनो कौठो के आगे एक उसारे में 
बैठकर लिखते थे। इम लोग भो कभो कभो Gul 
पहुच जाते € इम लोग अपने अपने ठिकाने पर 
लिखते थे। मदनमोहनजो के काम छोड़ देने पर 
शशो बाबू, पण्डित प्रतापनारायण, और हम, बहुधा 
हमारे हो स्थान पर एकत्र होकर लिखते थे। aE 
मेल aga दिन तक रहा | आरम्भ में कुछ दिन राजा 

















HINDI SELECTIONS 109: 


area को बारहदरो के ऊपरके मकान में लिखने 
का स्थान बनाया गया था। बड़ा अच्छा समय 
था। बड़े अच्छे दिन ua बडो खाधोनता और 
बडो बेफिकरो ati as को भांति ae पन्द्रह सोलह 
साल का बोता इआ जमाना याद आता है। वहां 
न मोलों लम्बो सड़कें cil. न आकाश से. बाते करने- 
वालो ऊ चो Hat sand at; न घोड़ागाड़ियों 
और द्रामगाडियों की भड़भड़ थो, न मागे चलते भोड़ 
में रुकने का भज्कट, और न गाड़ियों की फेट में आकर 
दब मरने का भय UT) न वहां कदम कदम पर 
मनलुभानेवालो या तबोयत बिगाड़नेवालो चोज at | 
न रोशनो थो, न कल-कारखाने और न चिमनियों 
का दम-घोटनेवाला कड़वा धुआं था, न सड़कों पर 
Re कचरे के ढेर थे। न गलियां बदबू से wed! थों। 
राजा साहब को आलमारो के सिवा वहां शराब को 
ast एक बोलल तक न दिखायो देतो थो, बाजारो 
feat ओर बदचलन पुरुषों से वह भूमि एकदम पाक 
थो। wat rer बासनाआं का निवास उस स्थान 
Hast) आकाश urere को एक करनेवाले 
feat का प्रवेश वहां नहीं होता। बड़ाहो 
शान्तिसय एकान्त स्थान है। AÙ सादो रोति से 
जोबन बिताने के लिये उससे अच्छा ओर कोई स्थान 
























^ 





110 MATRICULATION 


नहों हो सकता। कभी वह गंगा के किनारे किनारे 
पण्डित प्रतापनारायणजो और दूसरे सज्जनों के साथ 
At Rt टहलना, कभी मालवोयजोके साथ चांदनो 
में रेतो पर फिरना और कितनो छो तरह की अच्छो 
बातं करना स्मरण आता है। कालाकांकर भूलने की 
वस्तु नहों है, वह छोटा सा रम्य स्थान, सचमुच 
स्वगै का टुकड़ा था। उसमें रहने का समय भूखगे 
में रहने के समय को भांति था। चिन्ता aga कम 
शो, वासनाए भो saat न थीं, बिचार भो सोमाबद' 
स्थान में बिचरण करता था। पर छाय! उस समय 
उस स्थान का हृदय में इतना आदर न था, wi 
में रहकर कोई स्वर्ग का आदर ठोक नहौं कर सकता 
&, कालाकांकर में रहकर कालाकांकर की ठोक 
कदर आदमी नहीं कर सकता। आज कलकत्ते में 
बह सब बातें एक एक करके याद आतो हैं, पर क्या 
वह सब फिर मिल सकतो हैं? सब कुछ मिले 
तो ww बेफिकरी कहां, वह उमर कहां ? एक खप्र 
था कि जो जागते जागते देखा-- 


“अफसानये शबाब खुदारा न पूछिये । 
देखा है जागते में जिसे यह वह ख़बाब था ॥” 












» 
7. KISHORILAL GOSWAMI 


Pandit Kishorilal Goswami is one of the 
few Hindus who have devoted themselves 
whole-heartedly to the service of their 
country’s literature. He has written at 
least one hundred books besides contributing 

.to various Hindi papers and magazines 
and has persistently refused any public re- 
cognition of his literary services. 

His family belongs to the Nimbarka 
Sampradaya of Vaishnavas and his ancestors 
were great Sanskrit scholars. He is the 
eldest son of Sri Vasudeva Saran 
Devacharya. He was born in Brindaban on 
Magh Amavasya, 1922 V.E., and received 
his education at Benares. His father was 
at Arrah and here he stayed for a long time 
and established a Hindi library which gave 
great impetus to the study of Hindi in 
that city. He was a great friend of Babu 
Harishchandra and at his request cómposed 

the Parvati-parinaya. He was for sometime 
. ene of the editors of the Saraswati, and his 


o^ 








AP i __ MATRICULATION 
क 8 ; 00 " ud a. ro 
p “ey ie a7 flood of hight on the 
~« -= literary activities of the’ principal Hindi 
d a T7 Ln. writers. He is now leading a sort of a 
5.2 retired life devoting all his time to literary . 

~ .pursuits. He writes both prose and verse. 
m . -The accompanying extract is taken from 
- ` - his historical novel the Lal Kuar. Lal 
Kuar was mistress and afterwards queen 
of Jahandar Shah, an account of whose 
x. defeat by his nephew Farrukhsiyar is given 
in Rai Bahadur Lala Sitaram’s paper on 





ta ^ the Struggle between  Farrukhsiyar and 
Jahandar Shah. The extract describes 
_ 1110 miserable plight of the Empress Salima 
i whom Lal Kuar had superseded in the 
- affections of Jahandar Shah. 
d ME. 
"CE x^ ^ | 





बिक 


Ed 


hd 








हम qu किस हवस को फलक जुस्तज AT) २ 

4: दिलहो नही रहा है जो कुछ आरज़ करें ॥” 57 
(दद्‌) Se. 

sa वक्त, हम अपने पाठकों को शाको मच्लसरा - 
के अंदर ले चलते हैं, और इस iz में 'मुहरम' क्रा | 
. ~एक सोन दिखलाते हैं | os 


इस वक्त, चम अपने पाठकों के साथ reum 
Hat wsuejaNI से घिरे हुए एक बेरोनक ase 
बाग में खड़े हुए हैं, ओर यह देख रहे हैं कि, किसी 

aM, इस बारा के तेयार कराने में करोड़ों रुपए बर्बाद 

हो गए इशे; लेकिन अब- इस aw, उसकी हालत 
को तोन हो रहो है! स्गममर और arge 
EF, जो उस बाग में बनो हुई थों, जगह जगह 7 
. से टूट गयो हैं ओर उन ux मनों गदं-गुबार जमे हुए - ` 
"e वारा के बोचों बोच जो निहायत नफोस और ign, 
मत WANT था, बच टट फट ngar $ Jm 


alae संगममंर के aqat वो seedy वक 






r 






A 





















C. M डट, *MATRIC ULM ION 


ओ वहो: हाल है, और वे भो अपनो >गदिश के हालात 
दिखलकर. 'देखनेवालां, की आखें नम ere 
जहां ux खशनुमा ÙA और पाच बने 
PaL 1 इए शो, ओर जिनमें दुनिया भर के अनूठे, रंगतदार. 
७४" न खुशबुंदार और तरहदार गुलब॒टे. वो पेड़ पत्ते आरास्ता - | 
fos f ear पर अब बजाय उनके आक, धतूर,” s गलो; द 
= और कटोलेपोधां ने अपना दखल जमा लिया, “और 
- >इसः बात को साबित कर दिया है कि; जहां पर्‌ x sa 
e © xg मा बारा हो, क्या समय के फेर से वहां पर” न. 
नन्हे. जंगल . लेयार wel हो सकता! कोमतो कोमतो Fe DR 
फि Wü दरखत कुछ तो-सूख गये हैं, कुछ gud २ 
* .- ` 'कृरोब पहुंच गये हैं ओर कुछ जड़ से sae गये हैं, 
दद क और «उनकी जगह पर बर, luy, पाकर, ta, 
ss भिरबेर, बबूल वगेरह ने अपना अपना पूरा पूरां 
» फेलाव फेला रक्वा है! सचमुच महलसरा के इस 
. बेरोनक नज़रबाग़ को यह खराबी देखकर जो मैं तसु 
और आंखां में आंख आता है! खेर-- i 
* “गो, उस बाग़ के चारो ओर छो खबघूरत इमारलं 
. WU * बनो हुई थों, जो अब वेमरन्मत और वेरोनक हो इहो 
क % pag? हैं... लेक्रिन इन सब इमारतां में से पूरब auram 
x ^ मारत को तरफ़, जो बड़ो आलोशान और भड्कोलो 
+. बनो wx थो अपन्‌ पाठका को ले चलते € | SN. 


LJ 
+ e e 
= E $- n» f 
= -— नि 
gue P E pw "t 
J^ é 


va 





e 















ee 
















Z HINDI SERECTIONS M. 115 
लेकिन Sa) करोडौँ की ama को mA 
fna की -यह अबतर हालते! अफूसोस,- 

लासानो और काबिलदीद इमारत भी बिल्कुल `. 

~ aaea वेरोनक और बदसरत हो रहो हैं! Seer / “ 

07 उसकै चने और मसाले गिर गये हैं, ओर काइ जमन ce 
१ से सारी रौनक धल में मिल गयो है! di ८ 2 
जक” लेकिन, बड़ arem की बात है कि आज ईद का. 
दिन fea, और इस शाहो रंगमहल के बाग या इमारत - 

5 को यह हालत; और ककीं-रोशनो तो दूर रहे, AE 
- एक चिराग का भो नाम नहों |! 1 
| खेर, पाठक ! चलिए और देखिए fa इस इमारत | ` 
के अन्दर क्या है ? t आन. 

गो, इस इमारत के अंदर बोसों आलोशान कमरे _ 
करोड़ों की आराइश से आरास्ता थे, लेकिन उनकी 
एसो ख़राब हालत हो रहो है कि, गोया एक मुहत . 

— - 57 उनमें सफाई को हौ न गयो हो! और दरअसल , 

* भो tal हो है कि, aga feat से उनमें झार- 

बुहार बिल्कुल नहीं दुद है! ८ 
शोशों, ari, खिलानां, आईना, भाड़ों, फानसों, C 
Son aa, कुसों, तिपाई, चौको, पलंग Aagi ७. 
और ताको पर मनों गदे-गुबार जमे हुए हैं, और 
मकाड़ियां के जालों और | 


m 
B = 
" * 








"- 






* 







T£ 





Tia 






















16 + MATRICULATION. 


s 


को ei वे कमरे इस काबिल ace गये हैं कि, 
. वहां पर कोंडे शख्स रद्द सके ! = ®^ | * * 

| लेकिन, wel aud में के एक कमरे में, जो ओर - ` 
« ``, -कमरों. के बनिस्वत कुछ साफ था, एक AEs gaat 
. o `) आरामकुसो पर, जिसकी मखमलो गर्दी बिल्कुल az : 
गयो, है, एक निहायत इसोन नाज़नीं, जिसके waar ~ 
तन को एक wel, पुरानो और मेलो साडी cid ea} 
है, दाहिने हाथ को हथेली पर अपना गाल Gu « «४ 
हुए act है, और रह रहकर ठंढी ठंढी सांसे खेंचतो + 
झोर अपनो आंखों से बहते wu आंसुओं को कभो . 
कंभो अपने तर और मैले आंचल के छोर से पोंछतो 

Mr 








जाती है। 

- गो, यह नाज़नो इतनो हसोन, नाजुकतन, गुलबदन 

o अर गोरे तन की है कि इसे गहने कपड़े को ज़रूरत 
हो क्या है! बल्कि इसे कपड़े गहने से amar 





o गोया इसको खुदादाद खबसूरतो में बट्टा लगाना या 
चांद मं गहनं लगाना है; पर फिर भो इसे बगोर २ 
देखने से यहो जान पड़ता है कि, इसने जान बझकर २ | dh 
| + एक Fea से कोई Gat नहीं wu हैं, और नये uec 
=. छो से भो इसके तनोबदन को मुलाकात हुए बचत रोज़ 0 
» गुजर गये हैं! गो, इसका गोरा और wem सांचे में 








T 
^ EI 








HINDI SELECTIONS 117 


अगर इसे देख पाये तो चांद लजा जाये ; धर फिर भो 
कुम्हलाये इण, He चेहरे, सुभायो हुई ust इई, 
- ओर डबडवायो ex सुख wie’, और खुलकर चारां 
ओर फेलो इई, मेलो और लटे' बंधो हुई घुघरवालो 
lys WM, इस बात का पता दे रहो हैं कि, यह नौजवान ` 
और हसोन औरत “परित्यक्त-पतिका” अर्थात्‌ अपने 
Wet से त्यागो ex है, और इस समय इसको वैसोहो 
er हो रहो है जेसो को दुष्यन्त के त्यागने पर 
- ` शकुन्तला को हुदै थो ! 
७... सचमुच, इस वियोगिनो बाला ने एक मुद्दत से नें 
गहनां को छुआ है, न कपड़ां को; और न बालां को 
साफ किया है, न उनमें फुलेल डालकर कंघो हो फेसे 
है! बस, feat बसर करने के लिए यह ister 
अरत जब भूख लगतो, तब बुरा भला He खा लेतो 





जब प्यास लगतो, तब पानो पो सेतो; और जब एक | 


॥ साड़ो मेलो होकर फट जातो, तब दूसरो का नाम 
लेतो थो । 
4 क्या, पाठकां ने इस “विषादप्रतिमा' या गम को 
सूरत को पहचाना! यह वचो बदबखत औरत है, 
- जिसका नाम सलोमा है, और जो नाकृद्रे, शराबो, 
ऐयाश, और feu माथे के अंधे शाहज़ादे मुदईजुद्दोन को 
बड़ी बेगम है! c iz. 


ve ई । ` 
di^ sR ve हा 5 7 
à * "4 " 








118 MATRICULATION 


Sah Sa इस वक्त चोबोस बरस को है, और 
जवानो को पूरो चढ़ाई में यह बर्साती नदो की are 
हर जगह से लबालब है। गो, इसके जोड़ को दूसरो 
हसोन औरत शाहो रंगमहल में एक भी नहों है, 
लेकिन यह बड़े arms और अफसोस का मुकाम है 
कि नाकृदरे, हियमाथे के पूरे अंधे और उजरूड शाहज़ादे 
ने इसे आज पांच बरसों से-यानो तबसे छोड़ रक्खा 
है,--जबसे हमोदा के मुबारक Feu रंगमहल के 
अंदर आये हैं! लेकिन इमोटा की भौ अब वह 
Het जातो रहो; जिसको उसे कुछ भो पर्वा नहीं है; - 
इसका हाल आगे चलकर लिखा जायगा, और 
.उसके बाद हो यह भो बतलाया जायगा कि 
वह तोसरो नाज़नो कोन है, जिसकी किस्मत खुलने- 
' वालो है | 

गो, आज ईद है, लेकिन बेचारो सलोमा के महल 
में न सफाई है, न रोशनो है, और न किसो तरह को 
सजावट या खुशो है; बरन उस कमरे में, जिसमें इस 
वक्त सलोमा बैठो हुई है, सिफ एक हो चिराग जल 
रहा है, जिसको हलको रोशनो उस आलोशान कमरे 
में जुगन को सो जान पड़तो है ! 

गो, यह सब है, लेकिन ग़रोबों और मोइताजां को 
सञ्चो मां सलोमा ने आज दिल खोल कर गरोबों और 








HINDI SELECTIONS 119 


Wrwers को बखूबी खाने और कपड़े बांटे हैं, और 
खेरात करने में ज़रा कसर नकं को है। मज़हब को 
यह saat पाबंद है कि नमाज़ ओर रोज़ से कभो 
गफलत नहों करतो; और ast लिखो भो इतनो है 
कि, कुरान अच्छो तरह पढ़ लेतो है। यहग्रराको 
इतनो ude है कि, शराब को कभी हाथ से भो नहीं 
छतो; और रहमदिल इस कदर है कि, जहां तक 
इसका बस चलता, अकसर Veale के जुल्म से लोगों 
को जाने बचा देती, और कैद्दियां को भगा दिया 
करतो है । अकसर इसने गोवां को भो मुसलमानां को 
तलवार से बचा दिया है, ओर अभो- आज ईद के 
दिन भो- इसने weni गोवों को जान बचायो है। 
क्या जगदोश्वर इस सतो यवन-बाला--वियोगिनो 
बाला- पर कभो दयादृष्टि न करेगा, और इसके qur 
से इसका अयोग्य और अभागा पलि कभो ठोक रास्ते 
- पर न आवेगा ! 

अआ पांच बरस हुए, जब मोदा के सन्नः Hea 
महल में आये, तभोसे शाहजादा isi बिगड़ने 
लगा था। गो, वह पहिले हो से ऐसा आवारा हो 
रहा था कि, खुद उसका बाप उससे सख नाराज़ था, 
ओर उसके दरबारो और मुसाइब भो उससे तंग 
आ गये थे, पर सलोमा ने अपनो अकृलमंदो से घोरे 








^ 





120 MATRICULATION 


at उसे बहुत कुछ सुधार लिया, और शराब तो 
उसको मुतलक्‌ छुड़ा दो थो; मगर हमोदा के आते हो 
शाहज़ादा फिर इस कदर बिगड़ा, और ऐसा sms! 
होगया कि, जिसका कुछ ठिकाना न रहा! यह हाल 
ईद की मजलिस में पाठक देख़हो चुके हैं, ओर यह I 
जान चुके हैं कि, उसने अपने दरबारो अमोरों ओर 
सुसाहंवां को भो अपने साथ हो साथ शराब के दरिया 
JN में Sal डाला था। 
¬ सो, जब शाहनज़ादे मुईजुद्दोन ने हमोदा के आतेहो 
फिर शराबख़ोरी पर कमर बांधो, तो सलोमा ने उसे 
aga समभाया, और इस फेल से बाज़ रहने के लिए 
बडो नसोहतें की; लेकिन उन नसीहतों का ae 
aam हुआ कि उसो तारीख से उसने सलोमा का 
=मंह देखना छोड़ fem, और आज पांच बरसां से उन 
दोनां में चोनज़रे नहीं हए | 
WH, देर तक सलोमा हेलो पर गाल रञ्खे हुए 
ठंढो ठंढो सांसे भरतो और आंसू गिरातो रहो; 
इतनेहो में गस्स में भरो हुई शोरों वहां आ पह'चो, 
ओर आतेहो उसने चट अपने आंचल से सलोमा 
को आंखे पॉळ दो, फिर कुछ रुखाई के साथ कहा, 
“हज़रत | अगर आप इस कदर ग़म्ग़ोन teat तो 
ˆ में ज़हर खाकर अपनो जान देदू गो ।” 








"d 








HINDI SELECTIONS 121 


सलोमा--( उसकी तरफ़ देख और सूखोसो Pat 
sam) “तब तो गोया - तू सुझपर बड़ा रहम 
करेगो और मरो को टुबारा हलाल करेगो; क्योंकि 
इस सुसोबत में एक qel ऐसो है कि जो मेरे Gaya 
को संगिन है, लेकिन जब तूभो न होगो तो गोया सुमे 
ज़िन्दा-दरगोर होना पड़ेगा ।” 

शोरों- “खेर, तो उठिए, और कुछ खाना खाड्ये; 
wife आज सुबह से आपके मंह में एक कृतरा पानो 
भो ast गया है! अफसोस, इसे ईद GE या 
रमजान | 

सलीमा- “आखिर, तूने भो तो आज erat 
नहीं Bat है!” 

शोरों--“में जब आपके मारे छूने पाक, तब न oe 

सलोमा--“लेकिन, शोरों! तू कुछ खा पो So 
ओर मुझे आज मुआफ कर । 

शोरों-“खैर, अच्छो बात है! आज इतने 




















बदनसोब को फाका करा रहो हैं, यह अच्छाह्ो कर 
QU” . 

सलोमा आह, शोरों! तू सुमे इस कृदर 
चाहतो है! अच्छा, चल! में तो यह wet से 
समझे wu थो कि, तू सुमे बर्गर खिलाये कभो न 








^ 





गरोबों ओर मोहताजाँ को खाना खिलाकर आप mt v; =+ 





122 MATRICULATION 


खायगो ; और यह तो रोजसर्रा का किस्सा है कि, जब 
तक में न खाल्‌ तू किसी तरह खाती हो नहीं । खैर, 
आ और आज ईद का खाना हम तुम दोनां मिलकर 
एक साथ खाय॑ ।” 
जब से शाइज़ादे के साथ सलोमा को तकरार हुई 
थो, उसने अपने कुल लोंडो-गलामां को बरतरफ कर 
दिया था, और अपना कुल काम धंधा या खाना 
पकाना--या तो वह आप करतो या शोरों करतो at: 
बल्कि सच तो यह है कि, उसके कुल काम का अंजाम 
ˆ Se शोरीं करतो थो, खाना भी वहतो बनाती थो, और 
- "HUS भरसक सलोमा को एक सोंक भो नहीं दिलाने 
देतो थो । 
„ पस, शोरीं ने मामूलो खाने एक मैले फशे पर चुने 
`, दिये, और दोनॉने एक साथ बेठकर खाना खाया । 
यह आज एक नयो बात थो कि, सलोमा ने उसे भी 
अपने साथ खाना खिलाया था। गो, ऐसा करने से 
० शोरीं ने बहुत कुछ इन्कार किया, पर सलोमा ने 
उसको एक न सुनो, और आज अपने साथको उसे भी 
खाना खिलाया | 
खाना खाते खाते उन दोनों में याँ बात चोत होने 
लगो-- | 
^o सलीमा- mii तूने मेरा कहना न माना, और 


की us Si 
7 ^T 
. 





हे 
h, 





०५ HINDI SELECTIONS 123 


fae में आकर तू चलोहो गयो; आखिर, तेरो इस 
बेवकुफी का नतोजा क्या निकला 2” 

शोरी- “आपके feu तो कुछ नहों, लेकिन मेरे 
लिए इस जाने में बहुत बड़ा नतोजा निकला ।” 

सलोमा-- (ताज्जब से ) “वह क्या ?” 

इस पर शोरीं ने उससे कोई पोशोदा बात कहो, 
जिसे सुनकर पहिले तो सलोमा aga घबरायो, 
पर जब शोरीं ने उसे दिलासा दिया, तो ae चुप 
होगयो । 

Met कहने लगो--और इसका खुलासा छाल | 
में फिर बतलाऊ गो, क्योंकि आज मुझे WE काम करनेड . 
€, इसलिए में रुखसत होतो ह; मुमकिन है कि 
शायद मुझे आज रात भर XI उधर रहना पड़, 


इसलिए में खोजे रुस्तम को यहां भेज | or »- 
सलोमा- नहीं, am किसो की भो ज़रूरत नहीं 
हे।” 


शोरों-“आप अकेलो रहेंगो 2” 

सलोमा-- तो सुमे खाये कीन जाता है!” 

शोरीं-“तो मुझे इजाज़त है न?” 

सलोमा-- “लेकिन, तू यह भो तो सोच ले कि, 
तेरे इस लड़कपन का नतीजा तेरे लिए कहों कोई 


ख़तरा न पैदा करे ।” $ ta 


E 
-. 


= (ने 


“= 





124 ^ MATRICULATION ३ ^ 


शोरों--“आखिर, At मरने पर मुभे रोनेवाला A 
कीन है १" 
.. सलोमा--(मुस्कराकर) “कां, में ह', या नहीं ?” 
शोरों-“तब आप दत्‌मीनान wd कि मुझ 
नाचोज़ के लिए आपको आंख कभो aia न 
sara गो ।” 
याँ कह शोरीं ने खाने से हाथ खेंच हाथ मंच धोया, 
और एक छोटो सो गठरो उठा, और बेगम को सलाम 
कर वह कमरे से बाहर निकल गयी | 
सलोमा ने सब सिंगार पटार के ae साथ पान 
“ खाना भो छोड़ दिया था, इसलिए शोरीं भो बगेर पान 
खायेहो चलो गयो, और उसके जाने के थोड़ी हो देर "+ 
बाद खोजा रुस्तम उस कमरे में दाखिल हुआ, और 
` - बेगम को सलाम कर दस्तबस्ता सामने खड़ा रहा | 
- कुळ देर वाद बेगम सलोमा ने सिर उठाकर 
उसको तरफ़ देखा और कहा--“क्यों, क्या है १” 
खोजा रुस्तम- “जो इजूर ! शोरीं बेगम ने मुके 
आज रात भर यहां मोजुद|रहने को इजाज़त दौ है ।” 
सलोमा--“लेकिन, में इसको कोई ज़रूरत नहीं 
समभतो ।” 


क -“ मगर वह मुझे wq ताकीद कर गयी हैं 
«7. कि मेरे इका को पूरी पूरो तामील की जाय ।” 
क्‍ a w "a f 









ia x* 





p- y he <= > è E 


. * 
> 


^ MC | 
i RS HINDI SELECTIONS 125 


Cem 


सलोमा- (सुस्कुराकर) “खैर, तो उसके cu में में 





exderen aN किया reat ।” 


रुस्तम--(सलाम करके) "बेहतर, तो में E Tet 
get पर मुस्तेद हू ।” * 
यों कहकर रुस्तम कमरे के बाहर चला गया, और 
सलौमा के मह से set आप ag निकल गया 
कि-- आह, वफादार लड़की !” 
यह बात हम कह आये हैं कि गो, सलोमा ने अपने 
कुल लॉडो-गुलामों को बरतरफ कर दिया था, मगर 
Wet ने उनमें से चुनकर कई लोंडो-गलामां को अपने 
तहत में रख लिया था। वे लोंडो-गुलाम सलोमा के 
मचल के भोतर तो नक्छों रहने पाते थे, पर जब MA 
को उनको ज़रूरत पड़तो थो, तब वे फौरन हाजिर हो 


जाते थे; यानो वे लोंडो-गुलाम उसो मचलसरा कै 


बाइरो feat में रहते थे, और ज़रूरत पड़ने पर काम 
आते थे; उनमें दो तो wifezi s, और छ: खोजे 
गलाम थे | 

अब पाठक, आप यहांसे चलिये, और aza 
सलोमा को अब्तर हालत पर अफसोस करिए; और 
साथ छो यह भो याद रखिए कि, salar नाम €— 


“Se में ww | RE, 


D S 


AS 





— 


- 
- oi क 
= oi 
A ०० 
E 





F 


~r 8. THAKUR GADADHAR SINGH 


"ap Thakur Gadadhar Singh is one of the ऋः 
few Indians who had been soldiers with a 
> literary turn of mind. While in military 


service he served in the Chinese and 
Burmese wars and attended the Coronation | 
of Edward VII on invitation. 





His principal works are Chin men Terah 









Mas (Thirteen Months in China), Rus Japon २ 
-~ Yuddh (The Russo-Japanese war) and. My, » urs ae 
—* Coronation Visit to England; an abstract. 
ES from the last of which appears in-thése- ^ 





Selections. - 
३ २०७५९, =. ४ He was a writer of simple Hindi and had at I» 
। ‘a genuine love for his mother country. | 
He was born in Benares in 1926 V.B. 
* though his family belonged to Sachendi in ^ 
-> =- Cawnpore district, and died only a few 











-+ . 
८०० years ago. TN 
* Ee : 
= ey x 2 
T d -— -s 
T. Mo" eS oes 
हि मल ares. 
m b xd db 6: : 
— 2.3% 
. > कट z 





`~ ~ wafer कर देतो € 1 Wt 


"- t 


^ g. | "T 





हमारो एडवर्ड-तिलक-यात्रा = _ 
~ € 


Je 


Ja . 'यज्ष-मण्डप करू 


प्राचोन काल में दगलिस्तान के राजाओं का 
अभिषेक सरे नामक प्रान्त के fanga स्थान में 
(जो wart हैम्पटेन कोट के पड़ोस में है) हुआ 
करता था | 
` परन्तु अब बत दिनों से “वेस्टमिन्स्टर ug नामक 
'गिरजे में हुआ करता है। 
यह “सन्त पितर का गिरजा-घर कहलाता =) 
te इतना बड़ा है कि, तीन पादरो तोन वेदियों 


- 


< 









परसे azai जनसमूहां को ; एक साथको उपदेश 


क्र सकते हैं ओर एक दूसरे को किसो प्रकार को 





"ho तसवीरे' बनो हुई हैं-खिड़कियों की शोभा 
ax उपयोगिता निरालो A है, जोकि a के 
> प्रकाशके समय में aint के दारा भोतर रंग बिरंगे दृश्य 








ay स्फटिक-शिला, जिस पर gaama के 





में स्थापित है 





= = 








att 


बाधा नहों हो सकतो । इसमें बहुतेरो स्मारक सूतियां a 


राजाओं का सुकुट-धारण होता है, 2 इसो a 


ap "T^. 
uU 


€ 





^ 


° 





128 y MATRICULATION 


कहते हैं कि हजरत ums dum बेर इसो usw 
कौ सिरहाना बनाकर उसपर शयन किया था, 
^s और सोते समय ay देखा था कि, खर्गीय अणराओं ने 
wa खणेंसोपान लगाया है, और वे उसपर से ow 
मलका आवागमन करतो S| प्रातःकाल जब वह 
उठें तब उस पत्थर को बडो प्रतिष्ठा को और उसपर 
तेल चढ़ाया 
और यह भो कहते हैं कि, जब मूसा को महामारो 
देश में फैल रहो घो, और लोग त्राहि बाहि कर रहे 
धे, तब एक ain (नानो), जो कि इस पत्थर को, 
42 पूजा किया करता था, इसको लेकर स्पेन देश को. 
Sant गया। क्योंकि उसने कहा कि ऐसे देश में. 
| qa उचित नहीं है, जहां इतने अधिक पाप और 
सन्ताप नित होते हां। वह जब जाकर स्पेन oH 























& P ua नवीन बस्तो बनाकर रहने लगा, तब और भो हि 
quas Weal वहां जाकर बसने लगे, और दस 

^ जओरोकको अपना न्यायाधीश नियत किया | ED LAN 

`¬ i यह अपने उसो याकूब के पत्थर पर बेठक़र . . 

E .. लोगांका न्याय किया करता थाँ। उसो पर बैठकर ^ 






. उसने ava से सर्वोपयोगो नियम निर्माण 
DNE I उन दिनों की EL 


है » 


DUNT: 3" था, और आजकलके हमारे 






॥ 
° 


1:3 ॥ 





यि 


^ 


m | 


oat 


T 


> 
> 





HINDI SELECTIONS -129 


a1 का नाम? यह भो aN aa का an? 
क्योंकि सूस पर तो सवार छोकर यह आताहो है। 
कसर वा अन्तर अभो केवल इतनाह्लो है कि 


मूसाई प्लेग के पश्चात्‌ उस देश के लोग aes aww 


और Haw बन गये थे और तब से निरन्तर 
शारोरिक, आत्मिक, सामाजिक, और राजनोलिक 
उन्नति में आगेहो बढ़ते रहे। परंतु यहां Hw तो 
वर्तमान है, तथापि परिणाम में सवै साधारण को 
कमंण्यता अभो भविष्यत्‌ की ओट में है। भगवान 
जाने इस वतेमान मूसा को महामारी से भारतवासियों 
को किस भांति की सफाई अभीष्ट है। संसार से उनके 
नाम- निशान की सफाई अथवा मुर्दादिलो की सफाई ? 
सचमुच सुदोदिलो क्या जिन्दगो कला सक्तो है ? 


जिन्द्गो जिन्दादिलो का है नाम | EA 


‘ 
मुर्दादिल खाक जिया करते हैं । E S 
5 लगभग तोन हज़ार बर्ष wu स्पेन से यह पत्थर 






स्काटलेंड के राजाओं का तिलक इस पत्थर पर बैठ- 
कर किये जाने को प्रथा चलो थो । 
~ safer के राजा एडवड प्रथम.ने जब स्काट 
कर विजय प्राप्त की थो, तब. यह 
4 


B 
* 











-एकराजा« आयरलैंड ले गये 8a कुछ feat पोळे. 
वहां से भी स्काटलैंड के एक राजा उसे ले गये। ~ 





130 MATRICULATION 


पत्थर भी अपने, साथ लाकर सुविशाल मन्दिर 
'वेस्टमिन्स्टर ऐबो' में स्थापित किया था। aaa 
यह बराबर उसो at पर विराज रहा Ya 
यहां पर देवदार के बने हुए चार सिंहाँ पर यह पत्थर 
प्रतिष्ठित है ओर उसके ऊपर एक सिंहासन बना हुआ 
a1 

इ'गलिस्तान के राजाओं का अभिषेक तब से बराबर 
इसो सिंहासन पर होता आता है। 

डू'गलिस्तान में अन्ध-परम्परा को एक o sepa 
प्रचलित है कि जब राजा मुकुट-धारणकर इस 
सिंहासन पर बिराजता है तब dau पत्थर में से 
भोने भोने मन्द खर का कुछ गायन सुनायो देने लगता 
है; परंतु यदि कोई बनाबटो पुरुष राजा के बदले उसपर 
as जाय तो गाना नहीं सुन पड़ता। कहावत में 


“यह बात अबभो वेसेहो चलो आतो है, परंतु आजकल - 
इसपर feat का विश्वास aÑ है। इसो से ae 
गायन इम हिंदुस्तानियों को भो सुनायो नहीं 
पड़ता। परंतु वच पत्थर और कहावत यदि हिंदुस्तान 


में होतो A ag मन्द गायन हमलोग अवश्यमेव सुनते | 
क्यांकि, भाई, विश्वात हो तो फलता है | 


“प्ाचोनकाल में यह प्रथा थो कि राजतिलक के 
दिन मंत्रो, मुसाहेब आदिकां के सहित राजा अशारोहण. 


[> 
d 





> 


६ 


* 


s 





HINDI SELECTIONS 131 


करके टावर से वैस्टमिन्स्टर Day को wart नगर 
का WAU करते हुए जलस के साथ जाते, और सब 
प्रजावर्ग हर्ष-प्रकटदारा Qafa प्रदर्शित करते थे। 
अब भो जलूस निकलता है, परन्तु आज के जलस में 
महाराज अश्वारूढ़ asl, किन्तु रथ पर महाराणो 
सहित बिराजमान होते हैं | 

आज विस्टमिन्स्टर ऐबो' जाज्वल्यमान प्रकाश 
धारण किये है। ast जहां अनेकां राजपुत्रं ने 
ggz धारण किये और अन्त में ast पर अनन्तशय्या- 
शायो भो इए, आज owe] पुनरपि नवोन राजा के 
अभिषेकहेतु मनुष्य-शक्तिसाध्य wai से faafaa 
होकर सभो फिर उपस्थित = | 

बड़े बड़े राज्य-कमेचारो, राजप्रतिनिधि स्त्रोपुरुष 
आदि सब यथास्थान विराज चुके हैं; इतने में महाराज 
के पधारने का समय भो प्राप्त हुआ | 
एक usq में बैठे wu विंडसर के Ata रायल' 
(गिरजा स्कल) और Aeae Ge के भजन- 
चतुर बालकगण तत्काल उठकर ऊचे स्वर से qud 








“राजा चिरजोवो हां ! 
रानो चिरजोवो हॉ! . ates 
हां, इ'गलिस्तान के राजा रानो !” 








132 MATRICULATION 

इसो के साथ साथ हो मोठे मन्ट्खर से बाजा 
बजने लगता है। और सब उपस्थित समूह का eu 
पूणचन्द्र-दर्शन से समुद्र को भांति हिलोरे लेने लगता 
=| और आचाय्य-पुरोहितगण यह भजन आरंभ 
करते हैं 

“आज सब मिल गोत गावो, 
उस प्रभू के धन्यवाद |” 

महाराज और महाराणो जब तक अपने Wai 
भवन में जाकर राजपट धारण करते हैं, तबलक यहां 
सिंहासनयात्रा का waa सजता है। इसमें सर्वांग्र 
राजदूतगण, जिनके स्रणमय वस्त्रालंकारों की चमक से 
चकाचोंध हो रहो थो, खड़े wu वस्त्रों पर सोनहरे काम 
के बने हुए fas, गेंडा, वोणा आदि के चित्र भो हमारे 
पूर्वीय दशकों के चित्त पर कुळ पुरानो चालों का भाव 
उत्पन्न कराते थे । इसके बाद पुरोहितगण, are लोग, 
प्रधान न्यायाधोश, प्रधान भंडारी और कोषाध्यक्ष 
आदि 8 | 

मुख्य चारण राजपुरोहित इ'गलेंड, आयरलेंड और 
स्काटलेंड के ध्यजाधारो we लोग और प्रधान 
काय्याध्यत्त उनके पोळे सजे थे। इर एक AEA कै 
साथ एक बालक छोटो सो चमकोलो गद्टों पर ताज 
रके इए साथ था। राजसो अलंकारो में तोन 














HINDI SELECTIONS 133 


राजकिरोट सर्वोपरि प्रकाशमान afeat पर घरे ea 
बालकों ( राजपुत्रों ) के erat में शोभा दे Tal 
इन राजसुकुटों को बनावट का ata इस क्या करें | 
लक्ष्मी जिसको चरणाख्रिता सो हो रहो है, उसके 
मुकुट को शोभा हमारे शब्दां में नहों समा सकतो | 
महाराणो जो के सुन्दर सुहावने किरोट में अनेकां 
«undi के बोच सर्वाधिक प्रकाशमान हमारा 
सत्राजित-मणि [ कोइन्र ] होरा tat प्रखर ज्योति 
से किरण विस्तार कर रहा था कि उसने तत्क्षणात्‌ 
हृदय में चुमकर अपनो प्राचोन जोवनो को स्मति को 
जाग्रत कर fari »+राजतिलक के स्मारक-सरूप 
अलंकारों में राज्यचक्र को चमचमाइट भो वेसोछो थो, 
Sat कि राजा veas के राज्य पर सस्थप्रकाश | 

राजदंड के मणिरल्ां को आभा-प्रभा के ऊपर 
aae ara का चिन्ह सांसारिक विभव के ऊपर 
धर्माथ बलिदान को dup उत्कष्ट दोक्षा दे रहा था 
fa सदय दशक उस छदयग्राो दृश्य को क्या कभो 
भूल सकता है। सहाराणो का खणमय सुन्दर राजदंड 
जिसके कपर कपोत को एक सूतिं बनो है, वह भो बहुत 
हो मनोहर है। 

aaa सामग्रियों में तोन ललवारं भो हैं, 
जिनको न्याय, दया और राज्य के Hard कहते हैं 














= 





134 MATRICULATION 


दो संयुक्त तलवारं हैं; जिनमें एक को घार aia, 
ओर दूसरे को कंठित है। इसो को न्याय-खब्ग कहते 
हैं, यह ऐहिक और पारमाथिक खड़ भो कहलाती है; 
दया की तलवार बिलकुल aut की है; और 
राज्यखड़ साधारण सुन्दर तलवार wa इन चिन्हांको 
प्राचोन-परम्परा से Sar लोग मानते आये हैं, aaret 
आज भो मानते € | 

वेदी पर आअभिषेक-सामग्रो प्रस्तुत है, जिसमें एक 
स्वणरचित उत्कोच uel पर फैलाये बठा हुआ मानो 
उड़ाहो चाहता है। इसके पक्ष में अभिषेक का पवित्र 
तेल भरा हुआ है; um के xu में एक छोटा सा 
fee है, जिसके हारा तेल निकालकर स्रुवा से अभिषेक 
करते हैं। अभिषेक-मुद्रिका जो इस अवसर पर 
महाराज को कनिछिका को सुशोभित करतो है, वह भो 
एक प्राचोन स्मारक है। इसपर जो मणि जटित है, 
उसपर सन्त SIS का क्रास खुदा हुआ है। प्रत्येक 
राजा के अभिषेक पर इसको नवोन सोने से संस्कत करते 
हैं जिसमें राजा की अंगुलो में ठोक पहिनो जा सके | 

अभिषेक 

जलूस AAR हुआ । प्रथम ओ महाराणी जो एक 
परम संदर delat के नोचे जिसको आठ राजमान्य 
लाड लोग उठाये इये थे पधारीं | 




















HINDI SELECTIONS 135 


Saat को पोशाक लाल मखमलो IX बहत हो 
बढ़िया सोने के काम को ati लटकतो दुई साड़ो 
जिसको =a कहते हैं उसको लंबाई कोई ca गज 
होगो ; उसको आठ सेवक चार चार दोनों arsat से 
उठाये इण थे। सिर पर केवल एक रल्न-जटित सोने 
की सरपेच, ओर गले में कई राजसो fast के अलंकार 
सुशोभित थे। मचाराणो के साथ को सहेलियों को 
छटा निरालो हो थो। इनमें कई विवाहिता और 
कई कुमारियां at i | 

महाराणो जो मन्द चाल से सब उपस्थित लोगों को 
अभ्यथना के Sat A epi ओर को भुकतो gÈ 
पधारों, और वेदी तथा राजगद्दो को भुककर प्रणाम 
किया, और una में उपस्थित अपने सिंहासन पर 
बिराज गयौं | 

अंग-सहायक दो पादरोलोग भो स्रोमती के दोनां 
ओर बैठ गये। Fa उठानेवाले लोग अपने अपने 
निर्दिष्ट स्थानों को चले गये, ओर सहेलियां ने भो 
यथास्थान आसन लिया i 

अब महाराज का जुलस आया, राज्य के बड़े बड़े 
कमेचारो, राजपुरुष, राजकुमारगण तथा Bae 
अभिषेक-सामग्रो लिये हुए साथ हो लिये। सोलह 
are लोगाँ ने मानो षोडशोपचार वा सोलहों कलाओं 














186 MATRICULATION 


सहित सोनहरे wea को उठाया, जिसके नोचे 
महाराजाधिराज एडवड सप्तम सिंहासन पर 
quit | 

महाराज के FA को छः: शाइज़ादां ने उठाया | 
महाराणो के पाहो में महाराज ने भो आसन 
ग्रहण किया । राजा रानो के विराज चुकने पर सम्पूणं 
मडलो ने यथास्थान अपने अपने आसन लिये, और 
सब के सावधान हो जाने पर महाराज अपने स्थान 
पर खड़े हुए। और प्रधान आचाय्य ने पुकार कर 
सब लोगां से कहा 
महाशयो ! आज इस समय राजा एडवबडं सप्तम 
आपके सम्मुख उपस्थित हैं। यहो इस देश के निश्चित 
राजा हैं। आप महाशयगण जो यहां पर अपनो 
«mía प्रगट करने को पधारे हैं, सो कहिये कि 
आपलोग राजा एडवर्ड को स्वोकार करते हैं ।' 

इस अवसर पर महाराज चारां दिशाओं को 
निरोक्षण करते हैं, ओर मनोहारो संगीत वाद्य में 
रच्छ देश नरेशहिं” का खर उठता है। साथ हो 
साथ शंखध्वन आरन हो जातो है। इसके पश्चात्‌ 
पुरोहितं सहित महाराज एक uen ईश्वरप्रार्थना 
करते हैं, जिसमें सम्पूर्ण उपस्थितसमूह योग देता है | 

फिर राजकीय शपथ का समय है। महाराज कै 























HINDI SELECTIONS 137 


आसन के सम्मुख खड़े होकर प्रधान राजपुरोडित ने 
Vata से इस प्रकार प्रश्नोत्तर किये-- 

राजपुरोहित- क्या आप गम्भोरतापूवक निबंध 
करेंगे और शपथ लंगे कि, आप इस ग्रेट ब्रिटेन और 
आयरलेंड के युक्तप्रदेश और उसके आधोन राज्यों के 
वासियों को पालिमेंट-स्वरोकतत नियमों ओर प्रत्येक को 
रोति तथा शास्त्रानुसार शासित करेंगे ? 

राजा-में गम्भोरता से ऐसा करने को वाध्य 
* । 

राजपुरो्रित क्या अपने भरसक अपने समस्त 
निणयों में आप कानन ओर दयायुक्ता न्याय का व्यवहार 
करेंगे ? 

राजा- मैं करू गा | 

राजपुरोहित- क्या आप अपनो शक्ति को परा- 
काष्ठा u2pe ईश्वर के नियमों, धमंग्रन्थ के सत्य- 
«rex और संशोभित शास्त्र-संस्थापित मत को स्थिर 
wan) ओर क्या आप इ'गलिस्तानो गिरजा को 
दानलब्ध सम्पत्ति, और उसको मत पूज न-नियम-बाध्यता, 
अर राज्यप्रणालो को जो fafa द्वारा इगलेंड में 
संस्थापित है, स्थिर ओर अबाध्य wedi? और क्या 
आप इ'गिलिस्तान के पुरोहिता ओर धर्मोपदेशकों के 
ओर उनके alana गिरिजाघरां के ऐसे समस्त 








138 MATRICULATION 


दायगण झर अंशां को कानुन दवारा, जो उनको 
अथवा उनमें से किसो को मिले हैं या मिलेंगे, 
संरक्षित waa ? 

राजा--यह सब करने को में प्रतिज्ञा करता छू'। 

जिस समय यह शपथ-काय्याबलो हो रहो थो, 
उस समय सम्पण मन्दिर में बिलकुल निस्तब्धता 
विराजमान थो । सभो लोगों कौ महाराज के बचन 
सुनने को उत्कण्ठा una सो समस्त सभा मानो 
राजामय हो गयो थो । महाराज के बचन बहुत स्पष्ट 
ओर ऊ चे सर के थे, सो प्रायः सब लोगों ने श्रवण 
fag तिस पोळे राजा साहब el के निकट पधारे 
और मेखलाआं पर घुटने टेक कर शपथ के लिये प्रस्तुत 
इण । पुरोहित ने घमंग्रन्थ बाइबिल महाराज के 
सन्मुख किया, और अमान ने उस पर हाथ रखकर 
शपथपूबंक कहा कि, जो बाचाए' मैंने अभो सबके 
सम्मुख दो हैं, उन्हं में पूण करू'गा और उनको रक्षा 
करू गा। यह कहकर WAM ने बाइबिल का चुम्बन 
किया। इतने में लाड कारिंगटन ने शपथपत्र 
हस्ताक्षर के लिये nga किया, जिसपर महाराज ने 
तत्काल हस्ताक्षर कर दिये | 

अब अभिषेक का समय sari सिंहासन 
पर संत vsa का सुनहरा चन्दोबा ताना 








HINDI SELECTIONS 139 


' और प्रधान आचाय्य ने यज्ञतैल से निम्नलिखित nai 


हारा महाराज को अभिषिक्त किया | 

तेलसंयुक्त स्वर्णवा को महाराज के सिर पर ले 
जाकर “ओम्‌ a: पुनातु शिरसि' न कहकर पुरोहित ने 
आशोष दो कि, 2 राजा! तेरी सिर भो dup को 
पबित्रता लाभ करे, Sat कि राजाओं, wzfaat और 
प्ररितां को लब्ध xm 

Sal भांति राजा के ETA पर तैल स्पश करके उसने 
आम्‌' पढ़ा । तब दोनों हथेलियों पर सरुवा स्पश 
करा के ओम्‌ करतल-करएछे पुनातु सवस्य” मन्त्र पाठ 
किया ; और aaa, ईश्वर प्राथना की-- 

हे धमनिष्ठों के रक्षक Seat: हमलोग आपसे 
प्राथेना करते हैं कि, हमारे राजा अपने इस wa 
usas को वर दोजिए और पवित्र कोजिये। | 

जैसे आप आज उसके सिर पर शुद्ध स्व॒ण॑मुकुट 
रखते हैं, वेसेछो उसके राजकोय Ceu को अपनो 
मकान करुणा से सुशोभित कोजिये। और waz 
प्रभु यशस्त्रो कष्ण ( जांसस क्राइटट ) के छारा उसके 
हृदय में सम्पू राजकीय गुण प्रदान कोजिये, एवमस्तु |’ 

तब अभिषेक-काय्ये शेष CET तत्काल एक 
आचाय्ये ने नरम रुमाल से महाराज के अंगों को पांछ- 
कर वस्त्रादि यथास्थान कर दिये। तब मचाराज खड़े 





140 MATRICULATION 


हुए, और प्रधान maa ने यथारोति उपबौत तथा 
दुपट्टा भेंट किया। तत्पञ्चात्‌ प्राचोन रोत्यनुसार लाड 
ग्रेट चैम्बरलेन ने सोने कै काँटों से महाराज के पेर छुए, 
और न्यायखड़़ at श्रोमान को कमर से बांध 
fear | 

तब महाराज फिर वेदों के समोप गये, ओर 
तलवार को खोलकर वेदी के समपंण कर fear 
तात्यय्ये--ईश्वराप ण से यहो है कि, राजा निष्काम भाव 
से सम्पूर्ण manà करता है, उसका aa कुछ भो 
नहों, सबकुछ ईश्वराज्ञा पर हो निभर है | 

प्रधान आचार्य पुनरपि उस तलवार को भंडारो 
के हाथ में महाराज के लिये फेर देता है, और भंडारो 
आचाय्य को एक सो शिलिंग दक्षिणा देकर तलवार ले 
लेता है। यह सब कत्य हो चुकने पर अब राजकिरोट 
धारण करके सिंहासनारुठढ होने का समय आया। 
यथारोति महाराज को अंगुलो में प्रजा को ओर से 
अंगुठो पहिनायो गयो । ae वहो मुद्रिका है, जिस पर 
संत जाज का क्रासचिन्ह अंकित है, और तब से अबतक 
निरंतर राजतिलक के अवसरों पर राजा को अंगुलो को 
विभू षित करतो आयो है | 

इ'गिलिस्तान के कार्य्यालयों को ओर से भंटखरूप- 
दस्ताने पहिनाये गये, और हाथां में uses धारण 














HINDI SELECTIONS 141 


कराये Wa | अब राजमुकुट को बारो आयो। एक 
gufea ने वेदो पर से उठाकर उसे आचाय्य के हाथों 
में दिया। प्रधान आचाय्थ ने उसे लेकर बडो 
सावधानो के साथ महाराज के सिर पर धारण कराया | 

अबतक सवत्र निस्तब्धता विराज «wt थो। 
महाराज के सुकुटधारण करतेहो तत्काल शंखध्बनि 
ओर जय-जयकार से भवन गूज उठा। चारों 
ओर मोतियों को झालर की भांति लगीं इई बैद्युत 
दोपावलो अकस्मात्‌ जगमगा उठी, और आलोक से 
सम्पूण मंदिर प्रज्वलित हो उठा । सब उपस्थित मान्यवरों 
ने अपने अपने ताज सिरों पर धारण कर लिये | 

वाद्य, संगोत, “रच्छ ईश नरेशहिं”,जयजयकार और 
बाहर तोपाँ को सलामियों के मध्य गदा को उठाकर राजा 
ने राजगहो पर आरोहण किया और af बिराजतै 
रहे। इतने में श्रोमहाराणोजो का अभिषेककाय्य ऊपर 
वर्णन को दुद Ufa सेको सम्पन्न हुआ- मुकुट, 
राजदंड आदि सब मचह्ाराज को भांतिहो शोमतोजो 
को भो धारण कराये गये। तब उपस्थित महिलागणों 
ने भो अपने अपने ताज धारण कर लिये। और 
उच्चस्रर से जयजयकार EY | इस अवसर पर न केवलः 
राजा रानोहो, बरन्‌ सम्पूर्ण मंदिर में उपस्थित जन- 
aaraa, मुकुट धारण किये Sa दोख पड़ते थे । 























हि 
142 MATRICULATION 

राजा प्रजा सभो समान, सभाँ को इच्छाए' परिपूर 
परस्पर प्रेम-पुलकित सभो आनन्द में मग्न थे। 

इस समय के आनन्द--परमानन्दमय दृश्य का वणन 


हम wi कर करें? सचमुच “अनयन गिरा नयन 
बिनु बाणो” का कविवचन झमें were अनुभूत होता है। 





safe चमत्छत सुकुट, राजमस्तक पर धास्यो । 

हारन सां जगमगत, सबहिं बर प्रभा पसास्यो i 

aaa भानु कर पराचोन, वहि MAA WIE! 
मुकुट-सूर-कर जोति, पाय ata ARTT ॥ 

au बिगुल पुनि aa, पुन: सब जन मिलि गावें | 
सुखद ala खर माहिं, “ईश भूपाल sure ।” 
“रच्छं प्रभु मम नाथ, xu इमि सकल ward ॥ 
गुरु wu डिगण इते, AA सम गढ़ पे गाजें । 

करत प्रगट एहि समय, भूप सिंहासन राजें ॥ 


महाराज के राजगट्टो पर विराजने उपरान्त प्रधान 
आचा एक धमंपुस्तक ( बाइबिल) dz करते हुए 
आशोव देते हैं, और पुरोहित आचार्य तथा बड़े 
बड़े राजकमचारोलोग सिंहासन के निकट तलवारे 
लिये इये उपस्थित हो जाते Yi तब अधोनता 
alata का कृत्य आरम्भ हुआ | 
 सवेप्रथम युवराज कंवर प्रिंस आफू बेल्स ने 





छ Ld 
' . , 


5 





HINDI SELECTIONS 143 


सिंहासन-समोप जाकर बन्दना की और भाक कर इस 
भांति atafa प्रगट को - 

'में युवराज जाज अपने जोवन, तन और भौतिक 
विश्वास से आपका दास होता हुं । और में सत्य ओर 
धमं से आपकी सेवा में प्रुत WM) एवं सब 
प्रकार के मनुष्यों के प्रतिकूल आपका जोबन न्त्य का 
सहकारो रहू'गा। इन प्रतिज्ञाओं के zz रखने में 
परमेश्वर मेरो सहायता करे ।' 

महाराज को चुम्बन करके satel कवर urea 
उठने लगे त्याही महाराज ने बड़े Ragam अपना हाथ 
उनके कंधे पर रखकर चुम्बन किया । तब युवराज 
कवर अपने स्थान को वापिस गये । 
इसो भांति राजपरिवार के सब राजकुमारों ने 
अपनो अपनो स्वोकृति महाराज के सम्मुख प्रगट की । 
तथा sare प्रतिनिधिगणां ने भो उसो भांति रोतियाँ 
को पूरा किया । 

यह कार्य्य समाप्त हो चुकने पर फिर ईश्वरप्रार्थना 
आरम्भ डे, जिसमें महाराज और महाराणोः ने भो 
सिंहासनां से उतर घुटने टेक कर योग fear) 
प्रार्थना समाप्त हो चुकने पर महाराज ने प्रधान 
आचाय्ये को रोटी और मद्य भंट ati यह पदाथ 


थालो और प्यालो में धरकर एक पुरोहित ने राजा 
T 


RN. C 














B "* t E 





Ber 
* 
144 MATRICULATION 


के हाथ में दिये थे। इन्हं ग्रहण करके आचाय्य ने 

वेदो पर रखकर नेवेद्य लगाया | 

दक्षिणा में महाराज ने आध सेर सोना और सोने 
के काम का वस्त्र पुरोहित को भेंट किया। महाराणो 
ने भो इसो प्रकार uz zb 

॥ इस अवसर में परममनोहर ad नये राग-वाद्य 
संयुक्तगायन होते रहते हैं, जिनके मनोमोह्न स्वर 
अपना अपूवं प्रभाव सब पर डाले बिना रह हो नहीं 
सकते। सब काय्य शेष हो चुकने पर राजारानो 

` उठकर एक अंतःपुर में जाते हैं ओर वहां भारो 
वस्त्रालंकारों को उतारकर तनिक विश्राम लेते हैं | 

राजतिलक का महायज्ञ, जिसके देखने को लालसा, 

न केवल इ गलिस्तान को प्रजा को बरन सारे संसार 
कोधो इस भांति भगवान की कपा से सम्पूण आनन्द 
मंगल के साथ आज समाप्त हआ | 








> 








9. BRAJNANDAN SAHAYA (BRAJ) 


-  Brajnandan Sahaya is the worthy son of 
a worthy father Babu Shivanandan Sahaya 
who appears at no. 9 of Intermediate Hindi 
Selections, and some aecount of his family 
is given in the note on that veteran Hindi 
writer. Babu Brajnandan Sahaya was born 
on Bhadra Shukla 8, 1931 V.E. After 
receiving his elementary education in the 
Society School of his native village | 
Akhtiarpur, he joined the Patna Collegiate 
School; but shortly afterwards he went to 
Gaya and passed the Entrance Examination 
of the Calcutta University from the Zila 
School there. After studying for some 
years in the Behar National College, he 
qualified himself for the legal profession 
and now practises as a pleader in Arrah. 
His second language was Persian but 
he studied Hindi at home and like his 
father learnt the art of poetry from Baba 
 Sumer Singh Mahant of the Har Mandir, 
~- Patna. He began his literary career 
by making Samasyapurtis which were very 
द “बकका appreciated. He was for sometime the 
13. of t A Arrah Sahitya Pracharini 


ix» MN i Ea न. 
व eg 








146 MATRICULATION 


Sabha and edited the Sahitya Patrika, the 
organ of the Sabha. He is the first Behari 
writer who collected the poems of the great 
Vidyapati and edited the collection under 
the title of Maithila Kokila with copious 
explanatory notes. It is from this book 
that extracts have been taken for Rai 
Bahadur Lala Sita Ram's Selections from 
Hindi Literature in seven volumes publish- 
ed by the Calcutta University. His princi- 
pal works are the Saundaryopasak, a novel 
in Hindi which is prescribed for various 
examinations and which attracted the 
attention of His Highness the Maharaja of 
Chhattarpur by whom he was received with 
due honours. His Lalchin is also greatly 
admired and has been translated into the 
Marathi and Gujerati languages. Hisnovels, 
the Adbhuta Prayaschitta, the Radhakanta 
and the Aranyabala have also gone 
through two editions. His dramas Uddhava 
Natak, and Ushangini are also valuable 
contributions to Hindi literature and it is 
from the latter that the accompanying 
extract has been taken with his kind 
permission, 

He has also translated several books 
from Bengali. 


, t | Tap x E r . 
x i - A = 
oY ur ar 








उषाङ्रिनौ 
दितोय अंक 
fecta दृश्य 
( स्थान--बनाच्छादित पवत-प्रान्त में दस्युं का अड्डा 
समय--रातका पहला पइर । ) 
( गुफा के मह पर आग जल रहो है और उसके चारों 
ओर दस्युओं को मंडलो Fat हुई है । ) 

१ <a—ael भाई! भला यह कौन सा न्याय 
है कि एक के धन में काई लगे और दूसरा भूखां 
Ht | यहां तो देखते हैं कि, 

“Se avel दौलत का है बरसता | 
है कोई पानो तक को तरसता ॥” 

२ दस्य--सब को आथिक अवस्था एक सो केसे 
हो सकतो है ? एक परिश्रम कर धन इकट्ठा करता है | 
दूसरा आलसो आलस्य में पड़ा पड़ा आपना समय 
नष्ट करता है | 
१ ट्स्य-यबद तुम्हारो भूल है। सब के सब क्या 
हड्डो तोड़ छो कर धनसञ्चय करते हैं? एक धनो 
मानो राजा नवाब के घर पैदा इआ, कञ्चन का 

Re 


> ~e 


T 


हैं c». 
Ae A 




















E 
Te 








148 MATRICULATION 


कौर खिलाया गया, चांदी के हिंडोलां में झुलाया 
गया | दूसरा एक दरिद्र भिखारो at झोपडो में 
जन्म लेकर दाने दाने को तरसने लगा, चोथड़ा लपेटने 
लगा । 

२ दस्य-मैं भो यहो कहता w कि जब एक हो 
भगवान के सब हैं तब किसो को कम और किसो 
को अधिक क्यों रहेगा ? भगवान ने तो पेटहो में 
धन देकर किसो को नहों भेजा है। सबके सब तो 
ae आये हैं और aF जायंगे। जेठ हेठ तो बोच 
का मन माना गढ्न्त है। जिसके हाथ में प्रबन्ध दिया 
गया वहो माल मार कर बैठ गया। जिनके पास 
धन है वे सब के सब चोर-डाकू हैं। कोई आप है 
और किसो के बाप-दादा हुए | 

४ दस्य-ठोक है। web लिये तो हमलोग 
धनियों से ata कर दरिद्रां को देते हैं। एक को 
हरते हैं एक को भरते हैं। देखो न केवल इसो बडो 
कुटिया को बात लो। aga जो महाराज कसो 
मोज उड़ा रहे Ya कइलाने को तो साधु ओर भोग 
राजसो, आज कितने दिनों से वह मेरो आंखों पर चढ़ 
हुए हैं । 

२ दस्य-ऐसा न कहो। देवता का स्थान पवित्र 
होता है। उसपर Ss न लगानो चाहिये। c 


N oem 


X 





EC 





HINDI SELECTIONS 149 


४ दस्यु-पर इन साधुआं ने तो उसे mafaa 
बना wr है। भाई, यदि saa कोई बुरा 
काम करें, तो उसमें sa हानि ast क्यांकि 
सभो जानते हैं कि इमलोग चोर डकेत हैं। uea 
यदि कोई पाप करे तो उसको माफी हो सकती | 
क्यांकि वह अपने पेट के लिये अपने बालबच्चा के लिये 
waa करता है किन्तु धर्मध्वजाधारों बाबाजी का 
क्या अधिकार है कि बुरे माग पर चले, जो नहीं 
करने को बहो करें, मठ को सम्पत्ति को बुरे काम 
मेंलावे। पुण्य कमाने के लिये लोग इन स्थानों में 
अपना धन HS करते हैं; कुछ पाप कमाने के लिये 
«él! में तो कहता = कि इन लोगां को देख कर 
नरक भो नाक सिकोड़ेगा | 

र दस्यु--इसो से तो कहता = कि एक दिन 
हमलोग चलकर AA की पूजा प्रतिष्ठा करं । 

४ दस्यु-तब एक दिन qui? आज हो क्यों नहीं? 

२ दस्य--किसो को पहले भेद लेने के लिये भेजा 
जाय। दो चार दिन के बाद इमलोग घावा करे । 

१ द्स्य- जो काम करना है उसे करको डालना 
चाहिये | 

२ दस्य-किसो काम में जल्दी करना अच्छा 
नहीं है। - कुटिया पर चढ़ाई करने से हम लोगां की 


"F | - 








= 





150 MATRICULATION 


बड़ो निन्दा होगो, और हो सकता हैं कि हमलोग 
पकड़े भो जाय | 

३ दस्य--जब यहो काम करना है तब धर-पकड़ 
का क्या भय है? रहो निन्टाबट्नामो को बात, तो 
क्या तुम समभते हो कि आज तक हम लोगों को 
' बडो नेकनामो है ? 

४ दस्य-हां जो। दस आदमोयॉके लटने से 
कहीं अच्छा है कि एक को लटा जाय। पूरा माल 
मिलेगा। कितने दीन दुखो दरिद्र हैं उनको हम 
लोग पूरो सहायता कर AAT | 

रे दस्य-ठोक है। 

१ दस्य- तव चलो, तेयारो को जाय | 

२ दस्य- मेरो राय agr I 

१ दस्य- तब क्या तुम नहीं चलते हो ? 

२ दस्य --जो उचित समभा कह दिया। किन्तु 
मण्डलो को राय हो गयो, तब में तो कुछ बाइर नहों = । 

४ ट्स्य- 'तब विलम्ब केहि काज ।' 

सब--जय मा कालो । 

( गाते € ) 
( राग जंगला-ताल दादरा ) 
चलो यार अब धुम मचावें लेवें मठको लट | 
करें घात हिलमिलकर, हम सब कभो न॑ होव फट ॥ 


















HINDI SELECTIONS 151 


Azia मन में नहि आवे, प्रगट न होवे भेद । 
गुप्त बात जाने नहिं कोई, प्राण जायं बरु छूट ॥ 
स्वारथ परमारथ में देखो, uaafe अधरम बोच | 
fea att अपने अपने सब, ae सिद्धान्त अटुट ॥ 
राजा प्रजा रंक धनपति कहं, करके एक समान | 
एक नियम एक प्रथा चलाओ, अमो चाञ्चो FS ॥ 
धन fetu छोनछोरकर, टुखियांको दे दान | 
सदा मस्त रहते व्रजबलज्जभ, अजब इमारा Fz ॥ 
( सब का प्रस्थान | ) 
चतुथ दृश्य 
( स्थान-अभयानन्दन की कुटी, ससय- निशा काल ) 
( दो सन्यासी अभयानन्द और विजयानन्द आते हैं । ) 
विजयानन्द तब तो आप के कइने का तात्पय्य 
qe wur कि सब मत um हो से हैं। feat को 
जेठ, और किसो को हठ कहना अन्याय Y! 
wnigro— wi, सब धर्म, सब मत, सब सम्प्रदाय 
का मूलमन्त्र जब प्रेमको है, तब उत्तम और नोच का 
बिचार हो क्या ? 
विजया०- किन्तु इस प्रेम का यथां रूप ज्ञात 
होना तो सहज नहीं है। क्यांकि इसो संज्ञा से 
इन्द्रियजनित, कलुषित बासना भो प्रख्यात है । 
अभया०--जाँक और कमल एक साथ रहते हैं, 











152 MATRICULATION 


कपूर ओर कपास का एक रङ्ग होता है, तब क्या एक 
gat से wu नहों किया जा सकता ? 

बिजया०- क्यों नहों ? 

अभया०-विचारशोल सहज में खोटे खरे को 
पहचान कर लेते Y. एक में खाथे है, दूसरा स्वाथ 
से कोसां दूर। एक का उद्रेक वासना है और दूसरा 
वासनारहित i 

विजया०- किन्तु धर्म का आधार प्रेम का होना 
भो तो सबलोग खोकार नहीं करेंगे | 

अभया०- वत्स, faune पर ज्ञात होता है 
कि जिस एक ईश्वर, एक शास्त्र, एक AT, और अत्यन्त 
दूरवतो एक ator को ओर यह समग्र efe 
जो मधुर, मन्द, wea गति तथा अज्ञातरूपसे 
चलायमान है, वह प्रेम छोड़ कर दूसरा क्या हो सकता 
है? wit कि प्रेम से मधुरतर कोई दूसरा पदां 
नहीं है। इससे बलवान, उच्चतर कुछ नहीं है। 
इससे बढ़कर facia, इससे अधिक सुखप्रद, शान्ति- 
प्रद, इसके समान पूणे, उत्तम, उत्कृष्ट, सुग्धकर, 
mazz खगे या एथिवी में दूसरा क्या है ? 

विजया०--धन्य ! धन्य ! 

अभया०-सब साधनाओं को fefe यहो wa 
wat से हर काल में, हर युग में, इर अवस्था में, 








HINDI SELECTIONS 153 


अदमनोय तेज से यह nafaa रहता है। इसको 
अखण्ड ज्योति सदा जागतो रहतो है। इसो से लोग 
दिगन्तव्यापो प्रेम को परमेश्वर कहते है! मा TERI! 
तेरो माया अपार है | 

विजया ०-- इसका साधन तो सहज नहों है | 


अभया०। कइत कठिन समझ अपार | इसो से 
तो करुणामयो शंकरो ने ह्न्दाबन में Tage कृष्ण का 
 रूपधारण कर इस पवित्र प्रेम को ज्वलन्त शिखा दो 
है और saat आदशे छोड़ा है। प्रेममयो मा, 
तू धन्य है ! 


( गाता है ) 
( विहाग- चौताला ) 


प्रेम घन मिले ओर धन धूर । 

प्रेमसुधा से छदयसरोबर सदा भरो भरपूर | 
प्रणय पयोनिघि में गोता दे करो स्वच्छ मन प्राण | 
data संयम से संचय करो बनो मत कूर ॥ 
पर fea हेत समर्पण करना अपना जोवनसार | 
स्वारथ के बशोभूल न होना परमारथ से दूर ॥ 
है अनुराग सार साधन का बथा कठिन लप त्याग | 
‘wa तक हदय विमल नहों होता आता है नहिं नर ॥ 





164 MATRICULATION 


दिव्य दृष्टि «fe तब तक होतो निर्मल ज्ञानविकाश । 
ब्रजवज्ञभ सिदान्त अटल है प्रणय साश्विको भूर ॥ 

(Sum में-डाकू ! डाकू ! Stet! दोड़ो ! ) 

अभया ० ( अकचका कर) यह क्या? यह 
कौलाहल केसा? किसने पुकारा ? विजयानन्द, जाकर 
देखो क्या है ? 

बिजया०--जो आज्ञा । (जाना reat है) 

(दोड़ता हांफता हुआ ज्ञानानन्द का प्रवेश, 
विजयानन्द का रुक जाना) 

ज्ञाना०-सब गया ! सब गया ! सत्यानास हुआ ! 
इत्या घोर अत्याचार ! wat: wat! कुटो cea! 
हाय! हाय! क्या करू ? कहां जाऊ ? प्रभो! 
रक्ता! ver oup) में मरा! o qs मरे! 
मेंगया। दोड़ते दोड़ते पांव zz गये। बापरे बाप! 
चाण्डाल | घातक! Bart: पिशाच! 

अभया०- (चकित हो कर) कहो तो, क्या WT? 
तुम ऐसे अधोर wat हो रहे हो ? शान्त हो! शान्त 
हो! सब कुशल तो है? 

चाना०- कुशल का नाम न लोजिये। सब नष्ट 
हो गया! सब लुट गया! गुरुजो को डाकुऑने 
मार डाला! बड़ी कुटिया में आग लगा दो ! सब 
कुछ लेकर चले गये ! 





HINDI SELECTIONS 155 


विजया०--देवस्थान में डकैतो ! इत्या ! 

अभया०-कीन Cat जगह है जो देवता को 
नहीों है, 8a घरो, स्पष्ट कहो- क्या हुआ है, ज्ञानानन्द ? 

ज्ञाना०-छःघड़ो रात बोतते बोतते डाकुओं ने 
आकर बड़ो कुटिया को लटलिया, गुरुजो को इत्या 
को, सब कुछ लेगये, स्थान में आग लगादो | 

अभया ०_क्या कोई पकड़ा नहीं गया ? 
ज्ञाना०--नहों। कोई aN, हम लोग भयभोत 
होकर इधर उधर भाग गये। आपसे पूछने आया ह, 
अब क्या किया जाय ? 

आभया ०--धनके साथ St संकट € सम्पत्ति विपत्ति 
का मूल wa धर्म-धनका facet कर पाथिव-धनके 
सञ्चय करने का यहो परिणाम होता Fi में तो 
उसो दिन से डर रहा था कि, कुछ न कुछ अनिष्ट 
अवश्य होगा । मा शङ्करो जो करतो है हम लोगोंके 
भले की करतो है। तुम विश्राम करो, में जाकर देख 
आता & वहां को क्या अवस्था है | 

विजञया०--गुरुदेव, अकेले जायंगे ? 

अभया ०--(सुस्कुरा कर) माके रहते भय क्या है? 
उस की आज्ञा विना पत्ता तक तो नहीं डोलता | 
"ene अन्दर सब कोय, 
बादर SHA न कोय | 





























156 MATRICULATION 


नानक ERA जे बुम, 
AESA He न कोय ॥” 
मा शंकरो ! 
( प्रस्थान ) 

ज्ञाना०-तुम्हारे बाबा तो विचित्र हैं। tat 
gaza हो गयो और इन्हें तनिक भो चिन्ता नहीं है | 

विजञया०-आप कभो विवश हो कर विचलित 
नहों होते। चलो कुटिया में चल कर विश्राम करो i 

ज्ञाना०_अब सुभे विशाम कहां हाय! केसा 
भयानक दृश्य मेरो आंखों में नाच रहा हे? गुरुजो 
का वह आत्तनाद अभो तक मेरे कानों में गूंज रहा 
है। अग्नि का अदमनोय प्रकोप इस समय भो देह 
को भुलस रहा है। उन चाण्डालो का, नरपिशाचों 
का हिंसक, निन्दनोय आचरण, वह भोषण gan- 
काण्ड, क्या इस जन्म में भुलाये भो भूल सकता है? 
अभो तक कलेजा थर थर काप रहा है। जान पड़ता 
है, संसार में अब धम नहीं है, कम नहीं है। भगवान 
vel हैं। wel तो ऐसे पापसे यह धरा रसातल में 
धसजातो। हाय, हाथ, इन जेसे निर्दोषियां को यह 
दशा और बापरे बाप इसका कोई उपचार नहीं १ 

विजया०-बनवासो होकर लोग धन क्यों सञ्चय 
करते हैं? अरक्षित sore कानन तो धन-सम्परत्ति 




















HINDI SELECTIONS 157 


रखने को जगह नहों Se जो जान बुभकर अपने 
माथेपर अधिक बोझ लादता है ag उसके नोचे cama 
अवश्य मरता है। जब घर wie दिया, तब 
इतना झंझटभझमेला बढ़ाने का काम क्या ? 

ज्ञाना०-तुम गुरुजी को निन्दा करते छो ? 

विजया०- शान्त छो | सत्य कचना क्या निन्दा 
है? इस समय तुम्हारो एसो अवस्था नों है कि तुमसे 
तक किया जाय और न am में इतनो शक्ति है कि 
तुमको सान्त्वना देसकू , अतएब उचित है कि तुम इस 
समय चलकर विश्राम करो | 

ज्ञाना०-भाई, जो कहो। फिसलो पर धक्का 
देना यको है। मरे पर क्या “कोदो StH लगे ।” 


विजया०--क्षमा करो ! तुम को व्यथ दुखो किया | 
भाई, मन के हारे हार है मन के जोते जोत । 


( लापरवाको दिखाकर गाता है) 
( राग— भंभोटो । ताल-तिताला i) 


मेरो अब ताप इरे मोरमुकुटवारे | 
जासु स्वास चार वेद गोता कर गूढ़ मेद, 
सगुन faga रूप धरत नन्द के दुलारे ॥ 
जब जब जग गाढ परत खलगन उतपात करत, 
धारन कर बिबिध देइ दास को Sark | 





a . 
= < , cd 
iv. 

"A n 
M^ 


. 158 








MATRI eA 


सुन्ट्रबर नोल बरन घरुन जलज युगल चरन, 
कमल अङ्क HS बदन लोचन रतनारे ॥ . 
माया विस्तार करत लोक लोकपाल Taq, 
ब्रह्मा शिव विष्णु धमराज को संवारे॥ | s 
प्रेम रूप आदिशक्ति करतल गति wh भक्ति, 
कपा कोर वल्लभ व्रज पातको उधारे॥ ` 

( प्रस्थान ) 








a A ` 











1. GOSWAMI TULASI DAS. 


‘The following summary of the life of. 
this great poet, social reformer and in fact 
the saviour of Upper India, has been 
gathered from a mass of legend which has 
accumulated round him. According to 
recent researches, he was born in Tari, a 
village in Banda district about 15 miles to 
the east of Rajapur, in 1589 V. E. and. 
having lost his parents in his infaney, he 
spent his childhood in the town of Rajapur, 
living by begging and receiving his 
elementary education under the local 
pandits, a practice in vogue even in modern 
times. It is said that he was married to 
Ratnawali, daughter of Dina Bandhu 
Pathak, a resident of Mahewa on the north 
bank of the Jumna. He was fondly 
attached to his wife and one day when she 
went over to her father’s place in his 
absence and without his permission, he 
followed her but only to be rebuked by 
her. This rebuke was a turning point in his 
life and had the effect of changing the 
earthly matrimonial love into divine love, 
and Tulasi Das became one of the greatest 


J: ७ 


11 BLAN. 


. 


"Ww 


- 


-A 





2 MATRICULATION 


votaries of the Lord. He seems to have 
gone over to Paska (not Soron), the Sukar- 
+ khet of the Ramayana, on the banks of the 
Saraju, where he became the disciple of Baba 
Narahari Das who initiated him in the 
principles of the Rama cult. From Paska 
he went over to Ayodhya and fixed his 
residence in the. place since called 
Tulasi Chaura where a raised platform 
commemorates the sojourn of the great 
master. . Here in the year 1631 V. E. 
he composed the immortal Ramacharita 
Manasa which to-day is the Bible of the 
hundred millions of the people in Northern 
India. He travelled far and wide, making 
long stays in Lucknow, Malihabad, Sitapur, 
and went as far as Brindaban to the west 
and Raghunathpur in Behar to the east, 
He seems to have gone over when very 
old, to Benares, where death, according to 
the popular belief which he shared, insures 
salvation. Here he commenced his last 
work, the Vinaya Patrika in a place on 
the back of the Gopal Mandir. His place of 
A residence in Benares is,- however, still 
marked by a temple at the confluence of the 


५४७४४ > 4 * 
i dh I^ le 








HINDI SELECTIONS : 8 


Assi and the Ganges at the north-west end 
of the town. Here he died in 1680 V. E. 

‘The importance of Tulasi Das in the 
history of India cannot be overrated.’ 
‘As a poet he is admittedly the greatest 
star in the firmament of ** medizval Indian 
poetry.” °? ‘Asa religious reformer he un- 
doubtedly took up the doctrines of Rama- 
nanda, though he developed them in a 
way peculiarly his own.’ ‘ His great claim 
to attention is that while other Indian 
reformers have taught elevated doctrines, 
he not only taught them but succeeded in 
getting his teaching accepted by the 
nationalities which he addressed. We 
judge of a prophet by his fruits, and I 
give much less than the usual estimate 
when 1 say that fully ninety millions of 
people base their theories of moral and 
religious conduct upon his writings. If 
we take the influence exercised by him at 
the present time as our test, he is one of 
the three or four great writers of Asia.’ * 

Of all the chapters of the Ramacharita 
Manasa, Sundara Kanda is the most popular 
and an extract from this chapter is given here. 





* Grierson's Tulasidas, Poet and Religious Reformer. 


ni ud 











सुन्दर काण्ड 


जामवन्त के बचन सुहाये | 

सुनि हनुमान हृदय अति «m ॥ 
तब लगि मोहि परखियह भाई | 
afe ट्ख कन्द मूल फल खाई ॥ 
जबलगि mag सोतहिं देखो | 
होइ काज मन wu बिसेखो ॥ 
अस कहि नाइ सबनि कहं माथा | 
चले हरषि fea धरि रघुनाथा i 
सिन्धुतोर एक सुन्दर भूधर | 
कौतुक कूदि चढ़े ड तेहि ऊपर ॥ 
बार वार रघुबोर संभारो | 
तरकेड पवनतनय बलभारो ॥ 
जेहि गिरि चरण देइ equa i 
सो चलि गयड पताल तुरन्ता ॥ 
जिमि अमोघ रघुपतिके बाना | 
emet भांति चला हनुमाना i] 
जलनिधि रषुपतिदूल बिचारो | 












. कह मेनाक होड EUER ॥ 








HINDI SELECTIONS 5 


सो०--सिन्धु बचन सुनि कान, ata उठेउ मैनाक तब | 
कपि ae ate प्रणाम, पुलकित लन कर जोरि करि ॥ 


दो०--कह्ठ हनुमत मेनाक सुनु ate तोहि uc | 
राम काज ate बिना, मोहि कहां विश्राम ॥१॥ 


जात पवनसुत देवन देखा | 
जाना Ve बल बुद्धि बिसेखा ॥ 
सुरसा नाम अहिनको माता | 
पठई सुरन कक्छो तेइ बाता ॥ 
आज सुरन मोहिं दोन्ह अहारा | 
सुनि छंसि बोला पवनकुमारा i 
रामकाज करि फिरि में आवों | 
सोताको gfu nyf सुनावों ॥ 
लब qu बदन afeet आई | 
सत्य कहाँ मोहि जान दे माई ॥ 
nade e देहि नहिं जाना | 
qafa न मोहिं कहा हनुमाना ॥ 
योजन भरि तेहि बदन पसारा i 
कपि तनु ate दशुन विस्तारा ॥ 
aCe योजन सुख तेइ ठयऊ | 

` तुरत पवनसुत afe भयऊ ॥ 









E 








6 
os” 


Ws ७४ «४ 
— 
CENTRAL LIBRARY 


6 MATRICULATION 


जस जस सुरसा बदन बढावा | 
तासु gga कपि रूप दिखावा ॥ 
सतयोजन तेहि आनन कोन्हा | 
अतिलघुरूप पवनसुत लोन्हा ॥ 
बढ्न पेठि पुनि बाहर आवा । 
aint बिदा ताहि सिर नावा ॥ 
मोहि सुरन जेहि लागि पठावा i 
बधि बल ममे तोर में पावा ॥ 








दौ०--रामकाज करिहह सकल तुम बलबुद्दिनिधान i 
आसिस दे सुरसा चलो, हषि चले हनुमान ॥२॥ 


निसिचर एक सिंधुमऋई vet i 
करि माया नभके खग E ॥ 
जोव जन्तु जे गगन उड़ाहों । 
जल बिलोकि तिनको परिळाछों ॥ 
गहे कांह सक सो न उड़ाई । 
afefafa wer गगनचर खाई ॥ 
सोइ छल हनुमान ते कीन्हा । 
तासु कपट कपि quae ater ॥ 
ताहि मारि मारुतसुत बोरा i 
बारिधिपार गयड मति धोरा ॥ 

















HINDI SELECTIONS 7 


तहां जाड देखो बनसोभा | 

गजत चचरोक मधुलोभा ॥ 

नाना तरू फल फूल सुहाए | 

ख़ग-म्ट्रगञ्चन्द्‌ देखि मन भाए ॥ 

सेल fama देखि इक आरो | 

ता पर कूदि wes भयत्यागे ॥ 

उमा न न कक काप को अधिकाई | 

प्रभुप्रताप जो काल खाई ॥ 

गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखो । 

काहि न जाइ अति zu बिसेखो ॥ 

आतिडतंग जल निधि चह पासा | 

कनककोट कर परम HATET ॥ 

छं--कनककोट बिचित्र मनिछत सुन्द्राजित अति घना । 

चोहट हाट सुबाट बोथो चारु पर बबिधि बना ॥ 
गज बाजि खञ्चर निकर पदचर रथ बरूश्चन को गने | 
बहुरूप निसिचर aa अतिबल सेन बरनत नहिं बने ॥ 
बन बाग उपबन वाटिका सर कूप बापो atest | 
नर नाग सुर गंधवे कन्धा रूप सुनिमन alee ॥ 
ae मल्ल देह बिसाल सेलसमान अतिबल ase | 
नाना wares भिरहिं बहुबिधि एक use AT] ॥ 
करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर agigi रक्षहों। 
ax महिष मानुष aq खर अज्ञ खल निसाचर vast ॥ 











MATRICULATION 


एहि लागि gaat दास इनको कथा संचेप हि कहो । 
रघुबोर सर-तोरथ-सरित तनु त्यागि गति पइहहिं महो ॥ 


दो०--पुर-रखवारे देखि बहु, कपि मन mie बिचार | 
अति लघुरूप धरीं निसि, नगर करों पेसार ॥३॥ 


मसक समान रूप कपि घरो । 
लंका चले सुमिरि नरहरो ॥ 
नाम लंकिनो एक निशिचरो i 
सो कह चलेसि मोहि fas ॥ 
जानेसि नाहिं मरम शठ मोरा | 
मोर अहार लंक कर चोरा ॥ 
मुष्टिक एक ताहि कपि इनो । 
रुधिर बमत धरनो ढनमनो ॥ 
पुनि सभारि उठो सो लंका । 
जोरि पानि कर बिनय सशंका ॥ 
जब रावनहिं ब्रह्म वर दोन्हा | 
चलत बिरंचि कहा मोहिं चोन्हा ॥ 
बिकल होसि जब कपिके मारे | 
तब जानेसि निसिचर संहारे ॥ 
लात मोर अति पुन्य बहता | 
देखेउ' नयन राम कर दृता ॥ 











HINDI SELECTIONS 9 


दो०--ताल स्वग अपवर्ग सुख, cafes तुला एक अङ्क । 
तुले न atfe सकलमिलि, जो सुख लव सतसङ्क ॥ 
प्रविसि नगर कोजै सब काजा । 
हदय राखि कोसलपुरराजा i 
गरल सुधा रिपु करे faark | 
गोपद feu अनल सितलाई ॥ 
गरुअ सुमेर रेनु सम DEI | 
राम छपा करि चितवहिं जाको ॥ 
अति लघुरूप wes हनुमाना | 
पेठे नगर सुमिरि भगवाना ॥ 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा i 
देखे जह ae अगनित योधा i 
was दसानन मंदिर arr | 
mfafafea कहिजात सो aret ॥ 
aaa किये देखा कपि eri 
मंदिर we न दोख Beet ॥ 
भवन एक पुनि दोख «erar | 
इरिमंद्र ag भिन्न बनावा ॥ 
राम-नाम-अं कित ग्ट सोहा । 
बरनि न जाइ देखि मन RIET | 
दो०- रामनाम अङ्कित ग्रह, सोभा बरनि न जाइ i 
नब तुलसो के ave तच्छं, देखि ea कपिराडू ॥ 




















10 MATRICULATION 


लंका निसिचर-निकर-निवासा | 
set कहां सज्जन कर बासा ॥ 
मन महं तक करन कपि लागी । 
aret समय बिभोषन जागे ॥ 
राम राम तेहि सुमिरन कोन्हा । 
हट्यहरष कपि सज्जन चोन्हा ॥ 
यहि सन इठि करिहो पहिचानो। 
साधु ते होइ न कारजहानो ॥ 
विप्ररूप धरि बचन सुनावा | 
gaa बिभोषन उठि तहं आवा ॥ 
करि प्रनाम qut कुसलाई । 

विप्र ave निज कथा बुझाइ ॥ 
को तुम इरिदासन महं कोई | 
मोरे हृदय alfa अति होई ॥ 
को तुम दौनबन्धु अनु रागो | 
आयष मोहिं करन eun ॥ 











दो०--तब इनुमन्त कहो सब, रामकथा निज नाम | 
gaa जुगल-तन पुलक मन, मगन ufa TANTA ॥ 


सुनहु पवनसुत रहनि want | 
जिमि दसनन महं जोभि बिचारो ॥ 


a 

l 
a 
rh è 

» ® 
Pita B d satis -J 
f í ॥ E ga 
hg Ais 
TA s om bud ति n 











HINDI SELECTIONS 


तात ae मोहिं जानि अनाथा | 
करहिहि कृपा भानुकुलनाथा ॥ 
तामसतनु HH साधन नाही । 
प्रोति न पट्सरोज मनमाक्छों ॥ 
अब मोहिं भा भरोस हनुमन्ता | 
बिनु हरिक्कपा मिलहि नहिं संता ॥ 
जो रघुबोर अनुग्रह कीन्हा | 

तो तुम मोहि दरश छठि ev ॥ 
wee fadus mq रोतो | 
afe सदा सेवक पर प्रोतो ॥ 
HEE कबन में परम कुलोना | 
कपि चंचल सबको fafastar ॥ 
प्रात लेड जो नाम हमारा | 
लादिन ताहि न मिलहि sm ॥ 











दो०--अस में अधम सखा सुन, Als पर रघुबोर | 
कोन्हो कपा सुमिरि गुन, भरे बिलोचन नोर ॥ 


जानतह्ल अस स्वामि बिसारो i 
फिरि ते are न wife दुखारो ॥ 
sf fafa कहत रामगुनग्रामा | 
पावा सुखद waa विद्यामा ॥ 








ENCIMA 
a nm 


-12 





MATRICULATION 


पनि सब कथा विभोषन amet | 
जेहि बिधि जनकसुता sre रहो ॥ 
तब इनुमत कहा सुनु ANAT | 
देखा Ww! जानकी माता ॥ 

युक्ति बिभोषन सकल सुनाई । 
चलेड पवनसुत बिदा कराई ॥ 
करि सोइ रूप गयड पुनि agaj | 
बन अशोक सोता रह weal ॥ 
देखि मनहिं मन ate Wem | 
as बोलि गई fafa यामा ॥ 
छसतन सोस जटा इक बेनो | 
जपति हृदय रघुपति-गुनशेनो ॥ 








-दो०--निजपद लोचन दिए मन, रामचरन महं लोन | 





परम Sat भा पवनसुत, देखि जानको दोन ॥ 


तर पल्लव महं रहा लुकाई | 
करे बिचार करो का भाई ॥ 
are अवसर रावन तहं आवा | 
संग नारि ae किये बनावा ॥ 

ay fafu खल सोतहिं wear | 
साम दाम भय भेद दिखावा ॥ 











* 
HINDI SELECTIONS 13 


कह रावन सुनु सुमुखि सयानो i 
मन्दोदरी आदि सब रानो ॥ 

तव अनुचरो करो पन मोरा | 
एकबार बिलोकु मम ओरा ॥ 

aa घरि आट कहल Feet | 
सुमिरि अवधपति परम सनेक्छो ॥ 
सुनु दशमुख खद्योत-प्रकासा | 
em कि नलिनो करड बिकासा ॥ 
अस मन समुझ न refe जानकी | 
wa सुधि af रघुबोरबान को ॥ 
सठ सूने हरि आनेसि ue | 
अधम निलज्ज लाज नहिं ale ॥ 


Zie—snufe सुनि खद्योतसम, cafe भानुसमान i 
परुषबचन सुनि काठि असि, बोला अति खिसियान ॥ 





सोता तें मम कृत आपमाना | 
काटो' तव सिर कठिन murem ॥ 
afea सपदि मानु मम वानो | 
सुसुखि होत aq जोवनहानो ॥ 
श्याम सरोज-दामसम सुन्दर | 
प्रभुभुज करिकर सम दशकं धर ॥ 





14 - WT RIÓ ULATION 

सोइ भुज कंठ कि तव असि घोरा । 
सुनु Ws अस प्रमान पन मोरा ॥ 
चन्द्रहास हरु मम परितापा | 
रघुपति-बिरह अनल-संलापा ॥ 
aaa निशिथ बसि बरधारा | 
कह सोता हरु मम दुखभारा ॥ 
gaa बचन पुन मारन धावा i 
मयलनया कि नोति बुभावा ॥ 
केसि सकल निसिचरिन्ह बुलाई | 
gaf बहु बिघि ब्रास जाई ॥ 
मास दिवसमहं कका न माना | 
तो में मारब कठिन कृपाना i 





दो०--भवन TRIS दशकंध तब, Sei निसा चरिब्जन्द | 
सोतहिं ara देखावहीं, धरहिं रूप बहु मंद ॥ 


विटा नाम रासो एका | 
रामचरन-रति faga बिबेक ॥ 
सबहिं बुलाइ gafa सपना i 
सोतहिं सेड ave fea अपना ॥ 
सपने बानर लंका जारो । 


जातुधान-सेना सब मारो॥ c 12.2 








की रू उत 





è 
HINDI SELECTIONS, 156 ° 


खर आरूढ नगन दससोसा | 

4 fea सिर खंडित भुजबोसा i 
ufe fafa सो efaa दिशि जाइ | 
लंका were बिभोषन पाई ॥ 

नगर फिरो रछवोर दोहाई i 

तब सोताप्रभु बोलि पठाडे ॥ 

ae सपना में anei बिचारो । 
wrefe सत्य गये दिनचारो ॥ 

ara बचन सुनि ते सब डरों । 
जनकसुता के चरनन परीं ॥ 


दो०--जहं तं गई सब निशिचरो, सोला के मन सोच । 
मास दिवस बोते मोहिं, mieg निनिचर पोच॥ 


त्रिजटा सन बोलो कर जोरो । 
मातु बिपति-संगिनि तें मोरो ॥ 
ast देह करू बेगि उपाई | 
ewe बिरह अब सहा न न जाई ॥ 
आनि काठ रचि चिता बनाई । 
मातु अनल तुम SE लगाई ॥ 
सत्य करहु मम प्रोलि सयानो i 

_ सुने को अवनसूल सम बानो ॥ 


















e e । | 
„ 16 » MATRICULATION 


सुनत बचन पद गहि समुझावा i 
प्रभुप्रताप बल सुजस सुनावा ॥ 
निसि न अनल मिलु राजकुमारो । 
अस कहि सो निज भवन सिधारो ॥ 
कह सोता fafa भा प्रलिकूला à 
मिले न पावक मिटे न wem ॥ 
देखिय नभ महं विपुल अंगारा | 
qafa न आवत एको तारा ॥ 
पावकमय ससि स्त्रवत न आगो | 
are मोहि जानि हतभागो ॥ 
gag बिनय मम faza "arm | 
सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ 
नतन किसलय अनलशमाना | 
देह अगिनि मम ace निदाना ॥ 
देखि परम विरहाकुल सोता i 
सोळन कपिहि कल्प सम बोता ॥ 





सो०--कपि करि wea विचार, दोन्ह मुद्धिका डारि तब à 
जनु असोक अंगार, दोन्ह हरषि उठि कर लियो ॥ 


तब देखो सुद्रिका मनोहर i o 
रामनाम अंकित अति सुंदर ॥ | 








2. 
HINDI SELECTIONS ITP 

चकित चितय मंदरो पहिचानो | 

हरष विषाद हृदय अकुलानो ॥ 

जोति को सके अजय रघुराई | 

माया ते अस रचो न जाई ॥ 

सोता मन बिचार कर नाना | 

मधुर बचन बोले we ना ॥ 

रामचन्द्रगुन बर नन लाग | 

सुनतहि सोता के दुख भागे ॥ 

लागो सुने BAA मन लाई | 

आदिहछ्िि ते सब कथा सुनाई ॥ 

स्त्रवनास्त जेडि कथा सुनाई | 

ale न प्रगट होत किन भाई ॥ 

तब हनुमन्त निकट चलि गयऊ | 

फिरि ast मन fama भयऊ ॥ 

रामदूत में मातु जानको | 

सत्य सपथ करुनानिधान को ॥ 

यह मुट्रिका मातु में आनो | 

दोन्ह राम तुम कहं सहिदानी ॥ 

नर वानरहिं संग कद कैसे । 

Hel कथा भइ संगति जैसे ॥ 

दो०--कपि के बचन ana सुनि, उपजा मन बिस्वास i 


१ जाना मन क्रम बचन यह, कपासिन्धु कर दास ॥ 
12 








, vá 8 


दो०--रघुपति कर संदेस अब, सुनु जननो धरि घोर । 
अस कहि कपि गद गद्‌ भयड, भरे बिलोचन नोर ॥ 





MATRICULATION 
हरिजन जानि प्रोति अति aret à 
सजल नयन रोमावलि srt a 
qua बिरह-जलघि हनुमाना i 
Wags तात मो कहं जलयाना ॥ 
अब HE कुसल जाउ' बलिहारो | 
अनुजस हित सुखभवन unl ॥ 
कोमल-चित कृपालु रघुराई | 
कपि केहि हेतु धरो निठुराई ॥ 
सहज बानि सेवक-सुखदायक । 
HAE क सुरति करत रघुनायक ॥ 
HIF नयन मम सोतल ताता | 
हवे हैं निरखि स्याम खद्‌ गाता ॥ 
बचन न आव नयन भरि बारी | 
अहह नाथ मोहि निपट बिसारो ॥ 
देखि परम fagga सोतां | 
बोलेड कपि ze बचन विनीता ॥ 
मातु कुसल प्रभु अनुजसमेता | 
तव दुख दुखो सु क्ृपानिकेता ॥ 
जननो जनि ure जिय ऊना | 
तुम ते प्रेम राम कर दूना ॥ 























HINDI SELECTIONS 


कहा राम बियोग तव सोता | 

मो कहं सकल भये बिपरोता d 
नतन किसलय AAG RATA | 
कालनिसा सम fafa afa भान ॥ 
कुवलयबिपिन कुन्तबन सरिसा | 
बारिद an तेल जनु बरिसा ॥ 
जेहि तरू tet करत «WIS पोरा | 
उरगस्त्रास सम त्रिविध समोरा i 
Hee ते कछु ew घाटि न होड । 
काहि कह्चों' यह जान न कोड ॥ 
तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा । 
जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ 

सो मन tea सदा तोहि पाको i 
जानु प्रोति-रस uaafe me ॥ 
प्रभुसंदेस सुनत eg | 

मगन प्रेम तनसुधि afe RR ॥ 
ae कपि हृदय घोर धरू माता | 
सुमिरि राम सेवक-सुखटाता i 
उर आनद रघुपति-प्रभुताई i 
सुनि मम बचन ase विकलाई ॥ 
दो °—निसिचर-निकर पतंग सम, रघुपति-बान ware | 
जननो ESA धोर धरू, जरे निसाचर जानु ॥ 











20 





MATRICULATION 


जो रघुबोर होत सुधि पाई i 
करते afe बिलम्ब रघुराई ॥ 
रामबान-रवि-उदय जानको | 
तम-बरूथ कहं जातुधान को ॥ 
afe मातु में जात लेवाई | 
प्रभुआयसु नहिं रामदोहाई ॥ 
ककुक दिवस जननो धरू धीरा | 


. कपिन सहित OS xesn ॥ 


निसिचर मारि तुमहिं ले az | 
fas पुर नारदादि यस az ॥ 

हैं सुत कपि सब तुमहिं समाना । 
यातुधान भट अति बलबाना ॥ 
मोरे CEU परम WI! 

सुनि कपि प्रगट ate निज देहा ॥ 
कनक-भूधराकार सरोरा | 
समर-भयंकर अति रनधोरा ॥ 
सोता मन भरोस तब भयऊ | 
पुनि लघुरूप पवनसुत लयऊ ॥ 





दो०- सुनु माता साखाझूग हिं, नहिं aaafe faata | 


प्रभुप्रताप ते गरुड़िं, खाय परम लघु व्याल ॥ 


मन संतोष gaa कपि बानो | 
भक्ति प्रताप तेज बलसानो ॥ 





HINDI SELECTIONS 21 


आसिस दोन्ह रार्माप्रय जाना | 
Sie लाल enfe निधाना ॥ 
अजर अमर शुननिधि सुत होइ | 
करहिं सदा रघुनायक WIE ॥ 
करिं कपा oy अस सुनि काना | 
fia प्रेम मगन हनुमाना ॥ 
बार बार नायड पद सोसा । 
बोला बचन जोरि कर कोसा ॥ 
अब HAMA NS में माता | 
आ सिस तव अमोघ विख्याता ॥ 
Gaz मातु मोचि अतिसय भूखा | 
लागि efe सुन्दरफल रूखा ॥ 
सुनु सुत करह्ठिं बिपिन रखबारो | 
परम सुभट रजनो चर भारो ॥ 
तिन कर भय माता मोहि aret । 
जो तुम सुख AAs मन ATs | 

दो०--देखि बुदि-बल-निपुन कपि, RES जानको SITE | 

रघुपति-चरन दय घरि, तात मधुर फल GE ॥ 

चलेड नाइ सिर पेठेड बागा | 
फल gafa तरु तोरन लागा ॥ 
रहे agi ag भट रखबारे | 

कळू मारिसि कछु जाइ पुकारे ॥ 








22 MATRICULATION 


नाथ एक आवा कपि भारो | 
तेइ असोकवाटिका उजारो ॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे | 
रक्षक मदि मदि महि डारे ॥ 
सुनि रावन पठये भट नाना | 
faafe देखि nis इनुमाना i 
सब रजनोचर कपि संहारै | 
गये पुकारत कछु अधमारे ॥ 
पुनि पठवा तेइ अछयकुमारा | 
चलासंग ले सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि fazu गहि तजो i 
ताहि निपाति महा छनि गजा ॥ 
qre—ang मारेसि कछु मदसि, aga मिलाएसि रि | 
कछु पुनि जाइ पुकारे, प्रभु मकट बलभूरि ॥ 
सुनि सुतबध लंकेस रिसाना i 
पठवा मेघनाद बलवाना ॥ 
मारिसि जनि सुत atafa aie | 
देखिय कोस कहां कर आहो ॥ 
चला इन्द्रजित अतुलित योधा i 
बन्धु-निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
कपि देखा दारून भट आवा | 
कटकटाइ गरजा अरु धावा ॥ 











HINDI SELECTIONS 


अति farm ae एक उपारा | 

विरथ ates लंकेस-कुमारा ॥ 

Te ABI भट ताके संगा | 

गहि afe कपि मदसि निज ug 

लिन्हे निपाति ताि सन बाजा i 

fat युगल मानह गजराजा ॥ 

मुष्टिक मारि चढ़ा तरू जाई i 

ताहि एक छन सुच्छो आई ॥ 

उठि बकोरि atefa बह्‌ माया | 

जोति न जाइ प्रभंजन-जाया ॥ 
दो०--ब्रह्म-अस्त़ तेइ साधेऊ, कपि-मन ale बिचार । 

जो न ब्रह्म सर AIA, सहिमा मिटे अपार ॥| 

agaa तेचि कपि ae मारा | 

पर्रातह' बार कटक संहारा ॥ 

तेइ जाना कपि मुच्छित भयऊ | 

नागफांस बांघेसि ले गयऊ ॥ 

जासु नाम जपि सुनह-भवानो | 

भवबंधन काटहि नर ज्ञानो ॥ 

तासु दूत बन्धन तर आवा | 

प्रभूकारज लगि आपु बंधाबा ॥ 

कपिबंधन सुनि निसिचर ura i 

कीतुक लागि सभा ले आये ॥ 


23 


24 





MATRICULATION 


दसमुख-सभा दोख कपि जाई | 
कहि न न जाय कक अति प्रभुताई ॥ 
करजोरे सुर दिसिप बिनोता i 
agiz विलोकहिं सकल सभोता i 
देखि प्रताप न कपिमन संका | 
fafa अच्चिगनमहं गरुड असंका ॥ 


दो०--कपिहौिि विलोकि दसानन, fadfa कहेसि cate i 


सुतवध सूरति ate पुनि उपजा हृदय बिषाद ॥ 


ae ल॑केस कबन तें कोसा | 
afea बल घालेसि बन खोसा ॥ 
कोधीं aaa gafa नहिं AN | 
देखों अति असंक ws amr ॥ 
मारेसि निसिचर केहि अपराधा i 
HE सठ तोहि न प्रानको बाधा ॥ 
सुनु रावन ब्रह्माण्ड निकाया । 
पाइ जासु बल विरचित माया ॥ 
जाके बल विरंचि इरि इसा i 
पालत इरत रूजत दस सोसा ॥ 
जा बल सोस धरे WEIT | 
aS कोस समेत गिरिकानन ॥ 
धर जो बिबिध देह सुरज्राता | 
तुमसे wes सिखावनदाता i 





HINDI SELECTIONS 25 


हर-कोदंड कठिन जिन भंजा | 
तोडि समेत न्ृपदलमद्गंजा ॥ 
खरदूषन त्रिसिरा अरु बालो | 
बघे सकल अतुलित बलसालो ॥ 


दो०- जाके बल लवलेस d, fas चराचर भारि | 


तासु दूत में जाहिका, हरि आने प्रिय नारि ॥ 
जानो में तुम्हारि प्रभुताई | 
सदसवबाद सन परो लराउ ॥ 

समर बालि सन करि यस पावा | 
सुनि कपि-वचन विहंसि बहरावा n 
Gas फल मोहि लागो भूखा | 
कप स्वभाव ते alts’ रूखा ॥ 
सबके देह परम प्रिय स्त्रामो | 
ame मोहि कुमारगगामो ॥ 

fare मोहि मारा तेहि में मारा | 
ता पर बांघेड तनय तुम्हारा ॥ 
मोहि न कछु बांधे कर लाजा । 
कीन्ह चों निज प्रभु कर काजा ॥ 
बिनतो करो' जोरि कर रावन । 
सुनहु मान तजि मोर सिखावन i 
Suy तुम निज हदय विचारो i 
श्रम तजि भज अङ्घभयहारो ॥ 








MATRICULATION 


जाके डर अति काल डराई | 
जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासो बैर Hae नहिं कीजै | 
मोरे कहे जानको दोजे ॥ 


दो०--प्रनतपाल रघुबंस-मनि, करुनासिन्धु खरारि i 


गये सरन प्रभु राखिहें, सब अपराध विसारि ॥ 


राम-चरन-पङ्ज उर WT | 

लंका अचल राज तुम कर ॥ 

ऋषि पुलस्त्य यस बिमलमयंका | _ 
dfe कुल महं जनि होसि aem i 
राम-नाम बिनु गिरा न सोहा | 
देखु बिचारि त्यागु मद मोक्षा ॥ 
बसनहोन नहिं सोह सुरारो | 
सब भूषण-भ्रूषित बर नारो ॥ 
राम विमुख सम्पति प्रभुताई | 
गई रहो पाई विनु पाई i 
सजल मूल जेहि सरिता «ret | 
ada गये पुनि aafe सुखाहीं ॥ 
सुन दसकंठ Hel प्रन रोपो | 
राम बिसुख व्राता नहिं कोपो ॥ 
संकर www विष्णु अज तोहो | 
wate न राखि राम at Set ॥ 











HINDI SELECTIONS 27 


दो०- मोह मूल FE सूलप्रद, GITE qa अभिमान | 
aag राम रघुनायकहिं छपासिन्ध भगवान ॥ 
यदपि ast कपि अति fea बानो i 
भक्ति विवेक विरति नय सानो ॥ 
बोला बिहेसि अधम अभिमानो i 
मिला wafe कपि गुरु बड़ ज्ञानो ॥ 
aa निकट आई खल AR | 
लागीसि अधम सिखावन AR ॥ 
उलटा होड कहा इनुमाना | 
मतिस्त्रम तोरि प्रगट में जाना ॥ 
सुनि कपिबचन बहत रिसियाना i 
बेगि न Ste ASAT प्राना ॥ 
aaa निसाचर मारन ara | 
सचिवन्ह सहित fantaa आये ॥ 
नाड सोस करि बिनय T | 
नोतिबिरोध न मारिय gar ॥ 
आन दंड कक्क करिय गोसाई | 
सबको कहा मंत्र भल भाई ॥ 
gaa fawfe बोला दसक धर | 
अङ्ग भङ्ग करि पठवहु बन्दर ॥ 
दो०--कपि कर ममता पू छ पर, सबहिं कहा समुझाय | 
तेल बोरि uz qifa पुनि, पावक SF लगाय ॥ 








. 28 MATRICULATION 


पूछ Aa बन्ट्र जब जाइहि | 
तब सठ निज aafe ले आइचि ॥ 
जिनके कोन्हेसि aga बड़ाई | 
देखो घौ' तिनके प्रभुताई ॥ 
बचन सुनत कपि मन मुसुकाना | 
भइ सङ्काय सारद में जाना ॥ 
यातुधान सुनि रावन बचना । 
लागे रचन As सोइ रचना | 
रहा न नगर बसन छत तेला | 
बाढी qu कीन्ह कपि खेला ॥ 
कौतुक कहं आये परबासो | 
मारहिं चरन करहिं ae stat ॥ 
बाजहिं ढोल efe सब तारो | 
नगर फेरि पुनि पूछ पजारो ॥ 


पावक जरत देखि इनुमन्ता | 
HIS परम लघुरूप तुरन्ता ॥ 


निबुकि चढ़े ड पुनि कनक अटारो | 
az’ सभोत निसाचरनारो i 
दो०--हरि प्रेरित तेहि अवसर, चलेड पवन उनचास | 
अट्टहास करि गरजा, कपि बढि लाग अकास ॥ 
देह विसाल परम हरुआई | 
मंदिर ते मंदिर चढि जाई ॥ 











HINDI SELECTIONS 


जरा नगर मै लोग AFTN | 

«uz भ्ापट बह कौटि कराला ॥ 

तात मातु सब करहिं पुकारा | 

एषि अवसर को सकहि उबारा ॥ 

इम जो कचा यह कपि नहिं छोई | 

वानर-रूष धरे सुर कोई ॥ 

साध॒-अवज्ञा कर फल ऐसा | 

जरे नगर अनाथ कर जेसा ॥ 

जारा नगर निमिष इक ursi 

एक बिभोषण at ze नाच्छ ॥ 

लाकर भक्त अनल जोडि सिरिजा | 

जरा न सो तेचि कारन गिरिजा i 

safe पलटि लंका कपि जारो i 

कूदि परा तब feu मभारो ॥ 
दो०--पू छ बुझाइ खोइ aa, धरि लघुरूप बहोरि | 

जनकसुता के आगे, ठाठ़ भयड करजोरि | 

मातु मोहि दोजे कछु att | 

जैसे रघुनायक मोहि दोन्हा ॥ 

"werte डतारि तब दयऊ | 

हषे समेत पवनसुत लयऊ ॥ _ 

Hes तात अस मोर प्रनामा | 

सब प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥ 





S 30 MATRICULATION 


दोनदयालु face संभारो | 

Ste नाथ मम संकट भारो ॥ 

तात सक्रसुत कथा Faas | 

बानप्रताप प्रभुष्ठि समुभायह ॥ 

मास दिवस we नाथ न आवहिं । 

तौ पुनि मोहिं जियत नहिं maf ॥ 

कह कपि केचि बिधि राखौँ प्राना | 

JAR तात कहत अब जाना ॥ 

तुमहिं देखि सोतल भइ कातो | 

पुनि मो ae सोइ दिन सोइ रातो ॥ 

टो °-जनकसुतहिं समुभाइ करि, बहु fafa धोरज दोन्ह | 
चरनकमल सिर नाइ कपि, गमन राम पलं GU 











2. GIRDHAR KAVIRAT. 


Of all the Hindi poets, with the excep- 
tion perhaps of Tulsi Das, few are more 
popular than Girdhar Kavirai. His 
Kundaliyas are on the lips of young and old 
and as formulas of practical wisdom are, 
very much appreciated. Little, however, 
is known about him. All that has been 
ascertained is that he was born in 1770 


V.E. From the language used by him it 


appears that he was a native of Oudh. 

It is said that Girdhar had a very clever 
carpenter for his neighbour. This man 
was a master of his art and made a bed- 
stead on the four legs of which were 
attached four fans which would begin to 
move 95 soon as a man would lie down on 
it. This bedstead he presented to the local 
Raja, who ordered him to make another of 


the same kind. The carpenter wanted ber 


wood for the work but the only tree available 
stood in the courtyard of Girdhar’s house. 





. 82 MATRICULATION 


In spite of Girdhar's protest this tree was 
cut down under the orders of the Raja and 
the annoyed Girdhar thereupon left his 
house with his wife and travelled far and 
wide composing his immortal &undaliyas in 
the course of his peregrinations. Some of 
these kundaliyas begin and end with the 
word 87 ( साई, lord) and it is said that 
they were composed by Girdhar's wife, 





नोति-सामयिक उपदेश 
कुराडलिया 





बैरो बंधुआ बानियां ज्वारी चोर लबार | 
व्यभिचारो रोगो sat नगरनारि को यार ॥ 
नगरनारि कौ यार, भूलि परतोति न कीजै । 
सो सो aie खाय चित्त एकी निं दोजे ॥ 
ave गिरधर कविराय at आये अनचघैरी | 
हितको कहै बनाय जानिये पूरो बैरो । 

बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताय | 

काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाय ॥ 

जग में होत हंसाय चित्त में चेन न पावै | 
खान पान सनमान रागरंग Rafe न भावे ॥ 
ae गिरधर कविराय द्‌ःख wu टरत न टारे | 
खटकत है जिय are कियो जो बिना विचारे ॥ 
aet ताहि बिसारिदे आगे को afa लेय i 

जो बनि आवे सहज में aret में चित देय ॥ 
ताहो में चित देय बात ज्याँहों बनि आवे | 
दुजेन छसे न कोय चित्त में खेद न पावे ॥ 

कह गिरधर कविराय यको कर मन परतोतो | 
आगे को सुख छोय ससुझि stat सो बोतो ॥ 


13 








34 





MATRICULATION 


साई ये न विरुदिये गुरु पंडित कवि यार i 
बेटा बनिता पोरिया यज्ञकरावनहार ॥ 
यज्ञकरावनहार राजमंत्रो जो छोई | 

विप्र परोसो बैद आपको ad रसोई ॥ 

कह गिरधर कविराय quad यह चलिआई | 
इन तेरह सों तरह दिये बनि आवे साई ॥ 
साई अपने चित्त को भूल न कहिये कोय | 
तब लग मन में राखिये जब लग कारज होय ॥ 
जब लग कारज होय भूल कबहू' नहिं कहिये | 
ssi" तातो होय आप सोरे हे रहिये ॥ 

ae गिरधर कविराय बात चतुरन के ताई' । 
करतूतो कहि देत आप कहिये नहिं साई' ॥ 
चिंताज्चाल सरोरबन दावा लगि लगि जाय i 
प्रकट yai नहिं देखिये उर अंतर ugar ॥ 
उर अंतर uyara जरे ज्यां कांच की भट्टो | 
जर गयो लोह मांस रह गई हाड को ZA ॥ 
कह गिरधर कविराय सुनो हो मेरे मिता i 

वे नर केसे जियं जाहि तन व्यापत चिंता ॥ 
राजा के दरबार में जेये समयो पाय | 

साई तहां न बेठिये ae कोउ देय उठाय ॥ 
We कोउ देय उठाय बोल अनबोले रहिये | 








इंसिये ना इंहराय बात Gea कहिये ॥ 





HINDI SELECTIONS 

कह गिरघर कविराय समय सां कांजे काजा | 
अति आतुर नहिं होय बहरि अनखेैहैं राजा ॥ 
maaa Ga न मानकों कोटि करो जो कोय | 
WW आगे राखिये तऊ न अपनो छोय ॥ 

तऊ न अपनो छोय भले को भलो न मानै | 
काम mfg चुप रहे फर तेचि arfe पिछाने ॥ 


कह गिरधर कविराय vea faceret निभय मन i 


faa सत्र सब एक दाम के लालच RATA ॥ 
जाको धन धरतो लई ताहि न लोजै संग | 
जो संग राखे छो बने ती करि राख अपंग ॥ 
तो करि राख अपंग भूलि परतोत न कोजै | 
कपट रूप बतराय ताहि को मन हर ats ॥ 
ave गिरधर कविराय waza ste नहिं ताको | 
कोटि दिलासा देउ लड्‌ धन धरतो जाको ॥ 
साइ अपने स्त्रात कौ कबह' न दोजे ara | 
पलक दूर नहिं कोजिये सदा राखिये पास ॥ 
सदा राखिये पास त्रास mum नहिं Sp । 
त्रास दियो लंकेस तासु को गति सुनि लोजे ॥ 
ave गिरधर कविराय राम सां मिलियो आई | 
पाय विभोषण राज लंकपति areal ars’ ॥ 
ars’ बेटा बाप के fant भयो अकाज | 
इरिनाकुस अरु कंस कौ गयो SEA को राज ॥ 








36 





MATRICULATION 


गयो SEA को राज बाप zr बिगरो | 
gana दावादार हंसे महिसंडल निगरो ॥ 
कह गिरिधर कविराय उन्हे ars न बताई । 
पिता पुत्रको रारि लाभ एकी नहि साई' ॥ 
साई नदो समुद्र को मिलो बडपनो जानि i 
जातिनास भयो मिलतो मान महत को हानि ॥ 
मान महत को हानि कह अब केसो कोजै | 
जल खारो हे गयो ताहि अब केसे पोज i 
कह गिरिधर कविराय कच्छमच्छन सकुचाई | 
वड़ो फजोहतचोर भयो afeaa को साई ॥ 
साई सन अरु SE जन डनको यहो सुभाव | 
खाल fear आपनो परबन्धन के दाव ॥ 
परबन्धन के दाव खाल अपनो खिंचवावे | 
मुड काटि के कुटिय तऊ पर बाज न आवें ॥ 
कह गिरिधर कविराय जरे अपनो कुटिलाई | 
जल में गिरि ae गये तऊ छांडो न खुटाई ॥ 
साई समो न चक्यि यथा सक्ति अनुमान | 
को जाने को आइहै तेरो पोरि प्रमान ॥ 

तेरो पोरि प्रमान समय असमय तकि आवे । 
ताको तू मत खोल अंक भरि कंठ लगावे ॥ 
कह गिरिधर कविराय सबै यामें सधिआई | 












सोतल जल फल फूल समय जिन चको साई ॥ 








HINDI SELECTIONS 


ars’ हरि Gat करो बलि के दवारे sm | 
पहिले हाथ पसारिके बचरि पसारे पाय ॥ 
बहुरि पसारे पाय मनो राजा न बतायो | 
afa सबै हरि «E बांधि पाताल पठायो à 
कह गिरिधर कविराय राव राजन के ताइ । 
छल बल करि परभूमि लेत को San WIE ॥ 
WIE पुर पाला up आसमान ते आय | 
que अंधे wife पुरजन चले पराय i 
पुरजन चले पराय अंध इक मतो बिचास्यो । 
पंगु कन्ध पै लियो efe वाको पग mem ॥ 
कह गिरिधर कविराय मते È चलिये साई | 
रिन! मते को राज गयो रावन को साड ॥ 
सोना लेने पिथ गये aar करि गये देस । . 
सोना मिला न पो फिरे रूपा हो गये केस ॥ 
रूपा छो गये केस रूप सब रोय गंब।यो | 

घर बैठो पक्किताय कंत अजड़' नहिं आयो ॥ 
कह गिरिधर कविराय लोन faa सबै अलोना | 
जब जोबन ढल जाय कका ले करिये सोना 
मोतो लेने पिय गये खार समुद्रि तोर | 

मोतो मिले न पिय मिले नयनन टपकत नोर ॥ 
AJAA टपकत नोर OM अब mri कहिये। 
बोते बारह मास पिया बिन घरहो रहिये ॥ 














37 





MATRICULATION 


कह गिरिधर कविराय साँझ डारत सगुनोतो i 
जरि जावै वह सिंधु जहां उपजत हैं मोतो ॥ 
होरा अपनो खानि को मन हो मन पछिताय t 
गुन कोमत जानो नहीं तहां बिकान्यो आय di 
agi बिकान्यो आय कदि करहां सां बां | 
MA लगे न मांस लोन बिन Get रांध्यो ॥ 
कह गिरिधर कबिराय धरां कसे कै धोरा | 
गुन कीमत घटि गई ae कहि रोयो होरा ॥ 
साई अगर उजार में जरत महा पछिताय | 
गुनगाहक कोऊ we] जाहि सुबास सुहाय ॥ 
जाहि Gara Gera सुने बनमें कोउ नाहीं । 
के गोदड़ कै हिरन सुतो HE जानत नाहों ॥ 
कह गिरिधर कविराय बडो ga ae गुसाई | 
अगर आक को राख भई मिलि एके साई' ॥ 
साई हंस न आवहों बिन जल सरवर पास | 
निरफल तरवर ते डरे gat पथिक उदास ॥ | 
पक्षो पथिक उदास छह बिस्त्राम न पावे | 
जहं न प्रफुल्लित कमल ue तहं भूलि न आवें ॥ 
ae गिरिधर कविराय जहां यह qw बड़ाई 
agt न करिये सांझ mast चलिये wii 
हंसा उडि fefe को चले सरवर मोत जुहार | 
इम तुम कबह dies स टरेसन व्यवहार ॥ 




















HINDI SELECTIONS 





संदेसन व्यवहार भरो पूरो जल रह्यो | 

जोव जंतु चिर जियो सदा उत्तम फल लड्यो ॥ 
कह गिरिधर कविराय केलि को रहो न मंसा । 
दै असोस उडि चल्यो देस अपने को इंसा ॥ 
हंसा ae रहिये «wel सरबर गयो सुखाय | 
जो रहिये तो सोसपर बगुला दै हैं पाय ॥ 
बगुला दे हैं पाथ कोच कारे हँ Stet । 

लोक SAS होय कहा HH इज्जत Us ॥ 
ave गिरिधर कविराय Wife इक ISt संसा | 
या ते कछु घाट और हो छ है इंसा ॥ 

साई एकै गिरि धरे गिरिधर गिरिधर छोय | 
हनमान ag गिरि at गिरिधर कहे न कोय tt 
गिरिधर कहै न कोय हन्‌ धवलागिरि लायो । 
ताकौ किनका 2fz पस्यो सो mw उठायो ॥ 
कह गिरिधर कविराय बड़ेन को बडो बड़ाई । 
Rite जस छोय जसो पुरुषन को ats ॥ 
साई सुमन परास पर सुआ रह्यो जो आय | 
लाल कलो सो चोच पर मधुकर बैठ्यो जाय ॥ 
मधुकर Sap जाय सुआ ततकाल बचायो | 
कौटि कष्ट दुख पाय मधुकर wz« पायो N 
कह गिरिधर कविराय बेग घर बजे बधाई | 
दोजे बिदा परास जियत घर जेये सांड ॥ 






















39. 


40 





MATRICULATION 


ars’ तेलो लिलन सों कियो नेह faaife । 
wifz फटक उज्ज्वल करे दई बड़ाई ताहि ॥ 
«Y gers ताहि पंच यह fant जानो i 

दै कौल में ft करो है इकतर घानो ॥ 
कह गिरिधर कविराय मया को यहो बड़ाई | 
अमया सब ते भलो मान मत मेरो साच्चै ॥ 
ais सुआ ata अति बानो aca बिचित्र | 
रूपवंत गुनआगरो रामनाम सों चित्त ॥ 
रामनाम सों चित्त ओर Sa न अनुर!।ग्यो | 
जहाँ जहां तू गयो तहां तू नोको लाग्यो ॥ 
कह गिरिधर कविराय सुआ चुक्यो चतुराई | 
सेमल सेवै बथा विसासहि wet साई ॥ 
धोखे दाडिम के सुआ गयो नारियर खान | 
खन खाई पाई सजा फिर लाग्यो पछितान i 
फिर लाग्यो पछिलान afe अपनो को रोयो । 
निगनियन के पास बैठि गुन अपनो खोयो ॥ 
कह गिरिधर कविराय mm जस नाहीं ओखे । 
ate खटके 2fz सुआ दाईड्म के uw ॥ 
गदहा थोरे दिनन में खद खाय इतरात i 
अफरान्यों मारन HS एराकी के लाल ॥ 
एराकी के लात देत संका नहि आने | 
एराकी सहि रहत ताहि कोऊ aret जाने ॥ 




















HINDI SELECTIONS 


कह गिरिधर कविराय रहेंगो कब लो' gaT । 
एराको को लात फेर केसे सहै गदहा ॥ 

महवा faa उठ दाख सॉ करत Wueed आय | 
हम तुम सूखे एक से जत हैं रसराय ॥ 

gaa हैं रसराय बिलग जिन याको मानो | 

मधुर मिष्ट हम अधिक कळू जिन जिय में जानो ॥ 
कह गिरिधर कविराय कहत साहिब सों रहुआ | 
तुम नोचो कुल बेलि aa हम ऊ चे मइुआ ॥ 
gagů wi जाय के बाद करे जु करोल | 

हम तुम सूखे एक से पू'छि देखिये भोल ॥ 

पू'छि देखिये भोल भेद जो जाने मेरो | 

qm पू'छि बुलाय We जो ज्ञाने तेरो ॥ 
ave गिरिधर कविराय न तर हो करिं हरो । 
अब जिन भूलि गुमान करो फिर हो गुलतुरो ॥ 
बगुला waza बाज पे बाज रहै सिर नाय | 
HAS Ste पग बंधे wie दे फहराय ॥ 

खोंटे दे फहराय HS जो जो मन आवे | 
कुलदा ले पग कोरि घनो बिन कौन were ॥ 
avg गिरिधर कविराय अरे तू सुन खग बुला | 
समयो पलव्यो जान बाज पे MÈ supe ॥ 
ata कहत मराल सों कोन जाति को गोत | 
तो at बदरूपी महा कोड न जग में होत ॥ 





a 


42 





MATRICULATION 


कोउ न जग में होत कुटिल मैले मलखाने | 
उसर बेठ सय्योदम्त्रष्ट आचार न जाने ॥ 

कह गिरिधर कविराय कहां 8 आयो AN | 
धन्य हमारो देस जहां सज्जन जन कोआ ॥ 
साई घोड़न के अळत MSHA पायो राज । 
को लोजे हाथ पै टूर कीजिये बाज ॥ 

दूर कीजिये बाज राज ऐसोही आयो | 

सिंह ae में कियो स्यार गजराज चढायो ॥ 
ave गिरिधर कविराय जहां यह बू बड़ाई | 
asi न कोजै भोर सांझ उठि चलिये साई' ॥ 
भो रा ये दिन कठिन हैं दुख सुख सक्तौ सरीर | 
जब लगि फले केतको तब लगि fata करोर ॥ 
तब लगि बिरम करोर हष मन में नहिं कीजै । 
Ha FS बयार als तब तेसो दोजै ॥ 

कह गिरिधर कविराय होय जिन जिय में बोरा । 
सहै wg अरु सुख एक सज्जन अरु भो'रा ॥ 
हिरना facts सिंह सों ओभर खुरो चलाय | 
झारखंड हो मो पस्यो सिंहा गयो बराय ॥ 
सिंहा गयो बराय समय सामर्थ्य far | 















gate कालिमा लाय हंस्यो इंसि के कहि हास्यो ॥ 


कह गिरिधर कविराय मोहिं aret बन फिरना | 
आज गैर कर जाउ' काल में SY के हिरना ॥ 








HINDI SELECTIONS 


पानो बाढ़गे नाव में घर में बाढ्गो दाम | 
दोऊ हाथ उलोचिये यहो सयानो काम ॥ 

ast सयानो काम नाम ईश्वर को लोजै | 

पर स्वार्थ के काज सोस आगे धरि टोजै ॥ 
कह गिरिधर कविराय बड़ेन की यहि है बानो | 
चलिये चाल gara राखिये अपनो पानो ॥ 
हक्का बांध्यो Hz में गहि लोनो ने हाथ | 

चले ite में जात हैं बाधि तमाकू साथ ॥ 
बांधि तमाकू साथ गेल को धंधा भूल्यो | 

गइ सब चिंता git आगि gue मन फुल्यो ॥ 
ave गिरिधर कबिराय जु यम को आयो GET | 
जोव ले गयो काल छाथ में रहि गयो हुक्का ॥ 








43 








8, NAZIR 


The following is taken from Babu 
Raghurajkishor’s article on Nazir published 
in Vol. XLV, page 360, of the Hindusthan 
Review :— 

Nazir is the solitary figure who stands 
to refute the charge of want of originality in 
Urdu Literature. He flourished in Agra 
about the second half of the 18th and the 
first half of the 19th century, when Akbar’s 
capital had ceased to be the resort of the 
great dignitaries of the empire and the 
Moghal power was waning. He came of 
humble parents and was brought up in 
adversity. The vicissitudes of fortune 
imparted to him what Stephenson would 
call “a real education in life.” He does not 
however seem to have been a truant. In 
his early days, as his works show, he was a 
master of more languages than one. He 
had eyes to see and the common sense to 
draw inspiration from his observations. He 
was a poet of nature, but unlike many 
European poets did not require to go to the 











HINDI SELECTIONS 45. 


“ woodland wild ” for inspiration. He drew 
his inspiration from the incidents of every 
day life. He painted human and not mute 
nature, His verses in Persian and pure 
Hindi are of the same standard as regards. 
sweetness and fluency ; and in fact some of 
his Hindi verses are more popular than the 
Urdu ones and this is probably one of the 
reasons why Hindi writers regard him 
primarily a Hindi poet and he is mentioned 
as such in Grierson’s ‘ Modern Vernacular 
Literature of Hindusthan. 

Nazir was a man of cosmopolitan views. 
He would sing the praise of Lord Krishna 
and the Hindu gods in the same strain as 
that of Mohamed and Muslim saints. 

The accompanying poem describes the 
birth of Lord Krishna, and is as good as any 
in modern Khari boli. 

Students who desire to know more about 
this poet are recommended to read a very 
interesting book in Hindi on Nazir and his 
poetry by Babu Raghurajkishor Watan, 
B.A., published by Messrs. Haridas & Co., 
Calcutta. 





कन्हैया जो का SUI 


(१) 
है रोत जनम को at होतो जिस घर में बाला होता है | 
उस मन्द्लि में हर मन भोतर सुख चेन टुबाला होता है ॥ 
सब बात बिथा को भूले है जब भोला भाला होता È | 
आनन्द बधावा बाजत है नित भोन उजाला होता है ॥ 
यों नेक नछत्तर लेते हैं इस दुनिया में संसार जनम्‌ | 
पर उनके ओर हो लच्छन हैं जब लेते हैं ओतार जनम्‌ ॥ 
(२) 
सुभ साइत से यों दुनिया में ओतार गरभ में आते हैं | 
जो नारद सुन्‌ वां पहिले हो सब उनका भेद बताते हैं । 
वह नेक सुझ्रत से जिसदम इस सिट्टि में जन्मे जाते हैं | 
जो लोला रचनो होतो है बह बैसा रूप दिखाते हैं ॥ 
यां देखने में ओ कहने में बो रूप तो बाले होते हैं । 
पर बाले हो पन में उनके उपकार निराले होते हैं ॥ 
(२) 
यह बात कहो जो है मैंने अब यां है, उसका ध्यान लगा। 
पंडित को पुस्तक बोच लिखा, था कंस जो राजा 


मधुरा का ॥ 








HINDI SELECTIONS 47 





धन टेर aga बल तेज निपट, सामान अनेक ओ 
डोल बड़ा । 
गज ओर तुरंग अच्छे नोके अंबारो Sle जोन सजा ॥ 
जब बनठन ऊ चो इस्तो पर वह पापो कंस 
निकलता था । 
सब साज झलाझल्‌ करता था ओ सारा कटक दल 
चलता था ॥ 





( 8) 
इक रोज़ जो अपने भुजबल पर वह कंस बहत मग्ररूर 
| हुआ | 
आऔँ Sant बोला दुनिया में है gon कीन वलो मुझ सा ॥ 
इक बान मार कर पबत को VTS तो अभी टू us में 
गिरा । 
इस gu के बढ़-बल जितने हैं है कोन जो मुझ सा 
ela इवा ॥ 
जो दुष्ट कीडे आ युद्ध करे कब मो पर वाका जोर चले | 
वह सामने मेरे ऐसा हो ज्यों चींटो हाथो-पांव तले ॥ 
(y) 
ag ऐसे ऐसे कितने हो जो बोल गरब के कहता था । 
सब लोग सभा के सुनते थे क्या ताब जो बोले कोई ज़रा ॥ 
था एक पुरुष सो यों बोला 'तू भूला अपने बल पर क्या । 
जौ तेरा मारनहारा है सो वह भो जनम अब लेबेगा ॥ 














48 MATRICULATION 


तू अपने बल पर ऐ मूरख इस आन अबस हंकार लिया । 
वह तुक को मार गिरावेगा, यों जेसे भुन्‌गा मार लिया ॥ 


(६) 
T€ बात सुनो जब कंस ने वां तब सुनकर उसके 
होश उड़े | 
भो मन के भोतर आन भरा और बोल गरब fant 
बिसरे ॥ 
यां पूक्का वह किस देस में हो औ कान भवन 
आकर जन्मे | 
कान्‌ उसके मात पिता gi जो पालें उसको चाहत से ॥ 
वह बोला मथुरा नगरो में इक रोज़ जनम बह पावेगा | 
जब स्याना होगा तब तुझको इक पल में मार गिरावेगा ॥ 
(9) 
यह बात सुनाई राजा को फिर आठ लकोरे खिचवाई' | 
agea पिता का नाम कहा औ देवकी माता 
ठह्राई' ॥ 
उन आठ लकोरों को बातें फिर कंस को उसने 
समभाई' । 
सब छोरा छोरो देवकि के हैं ज्यां जग में होतो आई' ॥ 
बल तेज गरव में तूने तो सब कारज aa बिसारा है । 
जो पोछे रेखा खोंचो है वह तेरा मारनहारा है ॥ 





HINDI SELECTIONS 49 


(€) 
इस बात को सुनकर कंस TEA छी मन में अपने 
घबराया । 
जब नारद सुन उस पास गये तब उनसे उसने भेद RET | 
तब नारद मुन ने उसको भो कुछ और तरह से 
समभाया | 
फिर कंस को वां इस बात सिवा कुछ और न मारग 
बन आया ॥ 
जो अपनो जान बचाने का कर सोच, य उसने फंट 
किया । 
बुलवा बसुदेव देवको को इक मन्दिर भोतर बन्द किया ॥ 


ren 
जब कैद किया उन दोनों को तब चोकोदार दिये 
बिठला । 

इक आन न निकसन पावें ये फिर उन सबको ae 

हुकुम दिया ॥ 
सामान रसोई का जो था सब उनके पास दिया wear | 
ओ द्वार दिये उस मन्दिर के तब भारो ताले भो जड़बा ॥ 
हुशियार लगे यों रहने वां तब चौकी के देनेहारै । 


क्या लाब जो कोठे BA पर इक आन परिन्दा पर मारे ॥ 
14 








50 MATRICULATION 
( १० ) 
al बेठा था जो कंस के मन वह भर कर नोंद न 
| सोता था । 
कुछ बात werd! ना उसको नित अपने पलक 
भिगोता था ॥ 
उस मन्द्र में उन दोनों के जब कोई बालक होता था | 
कंस आन उसे भट मारे था मन मातपिता का रोता था। 
इक gga तक उन दोनों का उस मन्द्र में यह 
हाल TEI ॥ 
जौ बालक उनके घर जन्मा सो मारत वह चंडाल रहा ॥ 


( ११) 
फिर आया वां इक वक्त ऐसा जब आये गरभ में मन 
मोहन | 








घनश्याम, सुरारो, बनवारो, गिरधारो, सुन्दर 
ATA बरन ॥ 
गोपाल मनोहर मुरलोधर योक्कष्ण किशोर 





सुकमलनयन । 
प्रभु नाथ बिहारी कान्हलला, सुखदाई, जग के दुख 
भंजन । 
जब साइत परगट होने की वां आईसुकटधरेया को । 
अब आगी बात जन्म को है जे बोलो कृष्ण कन्हैया को ॥ 





HINDI SELECTIONS 51 


( १२) 


था नेक ABA भादों का और दिन बुध Mat 
॥ आठें को | 
फिर आघो रात हुई जिस दम ओर हुआ नळत्तर 
रोहिनि भो | 
सुभ साइत नेक Asta A वां जन्मे आकर कष्ण जभो | 
उस मन्दिर को अंधियारो मे कुछ और उजालो 
| आन भरो ॥ 
वसुदेव से बोलो देवकि जो मत डरपो मन में खेर करो | 
इस बालक को तुम गोकुल में ले पह चो ओ मत 
टेर करो ॥ 
(R) 
जो इसके तुम ले जाने में at तनक भो देर लगावोगे | 
ae दुष्ट इसे भो मारेगा पछिताते हो रहिजावोगे ॥ 
इस आन संभल कर तुम इस को जो गोकुल मे 
ge चावोगे | 
इस बात में यह फल पावोगे जो इस को जान 
बचावोगे ॥ 
वां गोकुलवासो जो इसको ले अपनो गोद संभालैगा । 
कुछ नाम यह उसका रख लेगा और मेहर दया 
से पालैगा ॥ 








52 MATRICULATION 
( १४ ) 


जो हाल यह वां जा पह चेगा तो इसका जो बच 
जावेगा । 

जो कभो लिखो है तो फिर भो मुख हमको आन 

देखाबेगा | 
जिस घर के बोच पलेगा यह बह घर हमको बललावेगा । 
हम इससे मिलने जावेंगे यह हमसे मिलने आवेगा ॥ 
ना काम हसे कुळ दावे से ना कगे और utu से | 
जब देखने को मन भटकैगा सुख पावें इस के S 


(१५) 


है आधो रात अभो तो यां ले जावो इसे तुम हाल उधर | 
लिपटा लो अपनो Slat से देआवो जाकर और के घर | 
मन बोच Seth था यह डर सुन पावेगा तो कंस 

आकर । 
यक आन मे इसको मारेगा रह जावेंगे हम आंसू भर | 
यह बात न था मालूम उन्हे यह बालक जग निस्तारेगा | 
कब मार सकेगा कंस इसे यह कस को आपहि मारैगा ॥ 


(१६) 


जब देवकि ने वसुदेव से वां रो रो करके यह बात HET ।. 
बह बोले क्यों कर ले जाऊ है बाहर तो चीकी बैठी ॥ 








HINDI SELECTIONS 58 


औ दार लगे हैं लाले कुलकुळ बात नहीं मेरे बस को । 
तब देवकि बोलो ले जावो मन ईश्वर की रख आस 
अभो | 





वह बालक को जब ले निकले सब सांकर पट पट 
छुट गए | 
थे ताले जितने छार लगे उस आन घडाधड़ ट्ट गये ॥ 


(१७) 
जब आये Sate में लब वां भो ae सूरत देखो | 
सब सोते पाये उस सायत हर आन जो देते थे चौको ॥ 
जब सोते देखा उन सब को हो निभय निकले बां से भो । 
फिर आये जमुना जो के लट तो जमुना देखो बहत चढ़ी | 
यह सोच हआ मन बोच उन्हें पेर इस जल मे कैसे 
धरिये | 
है रेन अंघेरो संग बालक इस बिपता मे अब क्या करिये ॥ 
| (E) 
यो मन मे ठहरा फिर चलिये फिर आप हो मन 
मज़बूत इुआ | 
भगवान दया पर आस लगा वां जमना जो पर 
ध्यान घरा । 
ae ज्यो ज्यों पांव बढाते थे ae पानो चढ़ता आता था। 
यह बात लगो जब होने वां बसुदेव गये मन में घबरा ॥ 





64 MATRICULATION 


तब पांव बढ़ाये बालक ने जो आप हो भोग गये 

जल में । 
जब जमुना ने पग चूम लिये जा पह चे पार वच एक 

पल में । 

(१८) 
जब आन बिराजे गोकुल में सब फाटक वां भो पाये 
खुले | 

तब वां से चलते चलते वह फिर नन्द के हारे आ 

TESI 
वाँ नन्द्‌ सहर के हारे भो सब देखे वांके द्वार खुले | 
सब चौकोवाले सोते थे तो कौन He रोके टोके ॥ 
जब बोच महल के जा US'S सब सोते वां घरवाले थे । 
हर चार तरफ़ उजियालो थो जो सांझ मे टोवे बाले थे ॥ 


(२०) 


इक और अचम्भा यह देखो जो रात जनम, Nan 
को थो ॥ 
उस रात यशोदा के घर में भो जन्मो थो सुन्दर लड़को ॥ 
बां सोतो देख यशोदा को और बदली कर इस 
बालक को । 
उस लड़को को वह आप उठा ले निकले आए WERT 


जो । 








HINDI SELECTIONS 55 


जब लड़को लाये मन्दिर में सब ताले आपको लाग उठे | 
जो चौको देनवाले थे फिर उसदम ag भो जाग SÈ | 
( २१ ) 
जब भोर डआ तब घबडा कर सुध कंस ने लो उस 
मन्दिरको । 
जब ताले खुलवा बोच गया तो लड़की जन्मो इक 
देखो । 
ले हाथ फिराया चकर दे ले पटके ae बिन पटकेचो | 
at जैसे बिजुलो कूदे है बह छूट इवा पर जा quw | 
यह Heat निकलो ऐ मूरख क्या तूने सोच बिचारा È | 
ae जोताहै तू सोस पटक जो तेरा मारनहारा È | 
(२२) 
जब कंस ने वां यह बात सुनो मन बोच बहत सा 
पछताया | 
जो कारज होनेवाला है वह टाले से है कब टलता । 
सो फिकर करो सो पेच करो सो बात सुनावो हासिल 
क्या ॥ 
हर आन बहो यां होना है जो माधे के है बोच लिखा | 
& कहते बुडि जिसे अव यां ae सोच wet थरोतो है । 
तकदीर के आगे पर यारो तदबोर काम नहों 
आतो है ॥ 





00 MATRICULATION 


(RR) 
अब नन्द्‌ के घर को बात सुनो वां एक अचम्भा यह 
ठहरा | 
जो रात को जन्मो थो लड़को वह भोरको देखा तो 
लड़का ॥ 
gene छुटौं नाच हुआ ओर नोबल का गुल शोर 
मचा | 
फिर कष्ण गर्गे ने नाम रखा सब कुन्बे के मिल बेठे आ ॥ 
नन्द्‌ और यसोटा ओरों का आगत करने SCAT लगे | 
पकवान मिठाई मैवे के हर नारो आगे ढेर लगे ॥ 


(२४) 


सब नारो आई गोपा को और पार पड़ोसिन आ बेठीं । 
कुछ ढोल AAT लाती N कुछ गोत जच्चा के 





गातो थों ॥ 

कुळ हरदम कह इस बालक को बलिहारो होकर देख 
रहों । 

कुछ थाल पंजोरो को रखतीं कुछ wis सुठौरा 

करतो थीं ॥ 
कुछ कहतो थीं हम बेठो हैं नेग आज के दिनका 
लेने को । 

कुळ Akal al हम आई' हैं आनन्ट्बधावा देने को ॥ 











HINDI SELECTIONS 57 
(२५) 


कोइ बैठी Bet गरम करे कोइ डाले राई ओ भूसो | 
कोइ लाई SHA ओ GSA कोई कुरता टोपो मेवा घो ॥ 
कोड देख रूप उस बालक का कोई माथा चुमे मेहर 
भरो । 
कोई Bret की तारोफ करें कोड आंखां को कोई 
पलकों को ॥ 
AS कहतो उस्त्र बडो होवे ए बोर तिहारै बाले को । 
कोई कहतो व्याह AB लाओ इस आस - मुरादाँ- 
वाले को । 





( २६) 


कोइ कहतो बालक खूब हुआ ऐ मैना तेरो नेक रतो । 
ये बाले उनको मिलते हैं जो दुनियां मे हैं बड़ भागो ॥ 
इस aaa को भो शान बढी ओ भाग बढ़ा इस घरका 
भो । 
यह बाते सब को सुन सुन कर यह बात जसोदा कहतो 
थो | 
ए बोर य बालक जो ऐसा अब मेरे घर मे जन्मा = | 
कुळ और aR क्या में तुमसे भगवान को मोपे 
किरपा = ॥ 











58 MATRICULATION 
( २७ ) 


जो नेगो जोगी थे उनको उस आन निपट खुशहाल 
किया । 

फिर आले माले रेशमके ओ धन भो बख़शा बहतेरा । 
ओऔ जितने नाचनेवाले थे असबाब भो उनको खुब दिया | 
मेहमान जो घरमे आये थे उनका भो सब अरमान रखा di 
fea रात छठो के होने तक मन खुशदिल लोग 

लुगाईका | 
भर थाल रुपे ओ मुहरे दों सब नेग चुकाया दाई का ॥ 


( २८) 


az ओर जसोटा बालक को वां हाथों wid में थे waa | 

fad प्यार करें तन मनवारें, wut अभरन कितने उनके ॥ 

नित जो बचहलाते मन परचाते खूब खिलौने Anata । 

हर आन झुलात पलने में ओ इधर ऊधरथे बिठलाते ॥ 

कर याद नज़ांर अब हर साइत उस पलने औ उस 
झुलेको | 

आनन्द से बेठो चैन करो जै बोली कान्ह झँडलेको ॥ 





9 m 
E ` 
i ‘ " 
i 3 
iw à 
M" 
B 4 Da 





4. LACHHIRAM 


Pandit Lachhiram, . court poet of that 
great poet and patron of poets, Maharaja 
Mansingh of Ayodhya, and afterwards of 
his successor Maharaja Pratap Narayan 
Singh, was a hereditary poet and son of 
Pandit Paltan Rai of Amorha in Basti 
district. He was born in 1898 V.E. He 
learnt the art of poesy at the age of ten and 
attended the court of Maharaja Mansingh 
at the age of sixteen. He acquired that 
proficiency in writing Hindi verse which 
soon established his reputation as a great 
poet. The Maharaja gave him the title of 
Kaviraj. He was patronised by several 
Maharajas such as the late Maharaja 
Lakshmishwara Singh of Durbhanga, 
Maharaja Rawaneshwara Prasad Singh of 
Gidhaur, Maharaja Mahendra Pratap Singh 
of Tikamgarh, besides Raja Sitla Bakhsh 
Singh of Basti. One of the compilers of 
these selections had the pleasure of being 





60 MATRICULATION 





personally acquainted with him and he may - | 
be safely said to be the last great poet of 
the old school. He was master of the | 
Sahitya Shastra in all its branches, such as | | 
the Rasas, the Nayika Bheda, and he has | 
composed several books on the subject, such | 
as the JManasinhashataka, the Pratapa- l 
ratnākar, the Premaratnākar, the Lakshmi- ; 
shwara Vinoda, the Mahendra Bhushan, the 
Ramchandra Bhushan, and others. He 
died in Ayodhya in 1961 V.E. 
The accompanying verses are taken from 1 
the Premaratnakar. 











नवरस 


साहित्य के आचार्यो ने काव्य का लक्षण ai लिखा है 
“Taran वाक्य को काव्य कहते हैं।” जो लोग 
शास्त्र नहों जानते वे समभते हैं कि काव्य में “तुक” 
होनो चाहिये। इस से नित्य tat रचनाये देखो 
जातो जिन्हें तुकबन्दो हो कहना cared कोई तुक 
भो आवश्यक aA मानते, केबल छन्द होना चाहिये, 
परन्तु शास्त्र के अनुसार पद्य हो या गद्य, जिसमें कोई 
रस नहों है वह काव्य नहों । 

रस नव €— 

१। ञ्श'गार--प्रेमियां के मिलने को इच्छा से जो 
भाव मन में उत्पन्न होता है उसे xum कहते हैं | 

२। छास्य- जिससे Sat आये i 

२। करुण- जिसस चित्त में करूणा हो । 

४ । रोद्र-जिससे क्रोध सूचित हो | 


ul वोर-उव्साको पुरुष को बोर कहते हैं; चाहे 
बल प्रताप का उत्साह हो, चाहे दान का, चाहे 
दया का | 

६। भयानक जिस से भय सूचित हो | 











62 MATRICULATION 


$| बोभत्स-जिससे om सूचित हो | 

८। अड्गभत-समभ में न आनेवाले को देखने 
सुनने से जो भाव sqa होता है, उसे आश्चयं कम 
कहते है। अइतरस का आशय हो गुण है | 

८. | ग्रान्त- संसार के विषयां से विराग हो जाना 
fade है; इसो के होने से शान्तरस होता है। 

SM को छोड़कर शेष wat के उदाहरण आगे 


दिये जाते हैं । 





प्रेम रत्नाकर 
हास्य रस को उटाहरगा 
घनाचरो कविक्त 


we सुरंग घोर घांघरे को लोटें भूमि, 
चोटो परो पोठि पर मोतो के लरन को । 
बिछिया अनोट पग पेंजनोल्यां लकिराम, 
कंकन बलित चरो चमके करन को । 
कॉरति कुमारो बरसानेको बध॒टिन में, 
आई सुकुमारि एक सांबरे बरन को | 
qaz wur हेरि हरिसुख हाहा करि, 
हंसि रहो गोरो सबै गोप के चरन को ॥ 
चौक gfe मोलिन के मेना आरतो ले खड़ो, 
sA हिमवान वारि आनंद सुरेस के | 
बेल सों उतारे हरि नारद विरञ्चि बोलि, 
मन्द्‌ मुसुकात लकछ्िराम या प्रवेस के | 
भूतन के बोच भूतनाथ को स्वरूप FR, 
वलित yag ज्वाल माला नेन देस के | 
भागीं राज मन्द्र में रानियां भभरि v, 
ant बरातो हारचार में महेस के | 








64 MATRICULATION 
करुणरस को उदाहरण 
सवेया 


दूषण देत हैं लोग सुकण्ठ को दोनो बिगारि या 

आपनो Sz | 
अ'गद पास हो आयो अचेत निहारि चक्यो दशरत्य 

के ढोटै ॥ 
हाय करे पुर वा को दशा लछिराम SD दारूण 

बान को ale | 

बालि समोप विहाल क रोय सु तारा परो यहि 

ऊपर लोटे ॥ 

Teta को उदाहरण 


लाल करि लोचन चढ़ाये AE un बेन, 
बोलन लषन लाल देव दसरथ को I 
ललकारि sift हां मरदि महिरावन को, 
मेघनाद मुण्ड sr आसमानपथ को ॥ 
सारथो समेत सेना सागर में बोरों छन, ots 
पूरो करि लकिराम देवन अरथ को ॥ "x 
चुर करि खोपरो दसन दसमुख तूरि, 
घरि में मिलाय Sei राबन के रथ को ॥ 
को है कुम्भकरन करेंगो जुरि मोसो रन, 
फोरिहों गदा ले सोस लहरे करन को । 








] ld 
ISM - * -— -— m 
bai ॥ "T - = d "n 

de » त m "E ROM 
ON कक क्र "LE - A " को" क 





HINDI SELECTIONS | 65 


ललित लंगूर में लपेटि के महोदर को, 
पटकि पक्कारौं देखें राक्षसो aca को | 
ती में इनूमान जो निसान राक्ञसन atit, 
afua राखौं बात वांकुरे बरन की | 
रावन-गरब ats ace feast पल, 
करत Servs राम रावरे चरन को ॥ 


बोररस को उटाइहरण 


( बौर तीन प्रकार के होते € ;--१ युद्धवौर, 
२ दयावीर और ३ दानवौर ) 


युद्धवीर 


रावन elu उत रथ पर sel संग, 
guz Halt ज सुरेस मान मसके | 
कवि afsun wads के चखन पर, 
सरसत लालो इते आनंद अबस के | 
फरकन लागे भुज भानुवंस-भ्रुषण के, 
बदन बिकासरूप रंग बोररस के | 
गोसे मोरि कहर कमान कर फेरत मे, 
Sura O'S बिन बान तरकस के ॥ 
फेरत गदा को सोहै Fat सुकंठ आगे, 
गरबोलो गरजनि मानो घन घोर की | 


15 


66 





MATRICULATION 


ale फरकाय बंक भौ इन wg, 
अनुसासने अगोरे रामलोचन के कोर को ॥ 
कबि लछिराम ललकारत चस्ू को चारु, 
आनंद अपार हेरि सेना लंक ओर को | 
जोर करि जुरन लंगूर को लुरन कैसो, 
बोरता बिलोके बने केसरोकिसोर को ॥ 
समरसिरोमणि महोप कलहंस-बोर, 
सोतलाबकस साज्यो सेना समसेर को | 
कबि afexra घटाघोर से मतंगन को, 
घंटा चननात परो पैकरे wet को | 
सिरपेंच सुरंग सिरोहो कर लोन्ह बढ्यो, 
सोहे नेन लाल भाल कल गो सुरेरको | 
बरो हंसि हेरनि घनेरो फौज घेरनि, 
फरकि बाह्रै फेरनि अटेरनि ut को ॥ 








द्यावौ र 


आरति afaa aq निरखि बिभोषन को, 
सरन wan दोनो करि प्रलिपाल हैं । . 
कबि लछिराम् त्यां अनेक अधमन कन, 
कोने सुरलोक मेटि भारो भवजाल t i 
aint परिते जन आकरे सुमन दौरे, 
face निवाहक इमारो या कपाल है | 









HINDI SELECTIONS 


आनुकुल-भूषन दुःख-दवन-दूषन, 
महोप रामचन्द्र सो न दूसरों दयाल है ॥ 








दानबीर 


कलप लता से ओघ आनन्द उमंगबारे, 
सांतलाबकस भूप सरसन लारे हैं | 
afsun सुकबि समोये मोज मंडन ये, 
दोपति अखंड जग दरसन लागे हैं | 
कलहंसबंस कर साहिबो ferat हेरि, 
सरमाय मेघ मानो तरसन लारी हैं | 


होरा लाल मोतोमाल मनिगनजाले जोर, 
बारहो मचोने बर बरसन लागी हैं ॥ 





भयानक रस को उदादरण 


बिकट बिसाल Be बानरे उचक TS, 
आभा करो अमर लंगूरन के जाल को । 
TSH कराल भाल काल के कुटुम्ब मानो, 
gs घन घोर घेरि सोमा सिन्धुमाल को i 
कबि लकिराम कळु सूक्त न वारापार, 
zaafa दामिनो सो नोकें बानजाल को | 
लहरें लपेटे जे कहर कमनेत संग, 
चमके चपल चम्मू दसरथलाल को ॥ 
















छा 





MATRICULATION 


खंजर से कठिन करेजे पै च॒भे हैं VS, 

बोर घो' बिनासकर बेरिन के बंस के । 

कबि लक्तिराम किधो' at बिधि बान अक, 

भो हन कमान वारे प्रबल प्रसंस के | 

पलकें उठाये भूप शोतलाबकस पर, 

डरदे FIT अवनोसन के अंस के ॥ 

लहरै लपेट जग जालिम जहर जोर, 

बांके नेन कहर कटोले कलहंस के | 

घनकत घटा घोर घन से मतंगन के, 

SAA जंजोरें जोर जगत बखान की । 

गरजें नगारे भारे करखेत बोलें रोष, 

लरजे गनोम wife डगर सुमान की | 

कबि लछिराम कापे जुलुम करेगो आज, 

सातलाबकस भूप साञ्यो सेन सानकी | 

जालिम जलसे कमनेतन के संग बोर, 

वाजो पर करत बंकेतो बरक्तान को ॥ 
दोहा 

कटक Sf रघुबोर को परम भयानक साज | 

डरपत रावन को नगर ST करत कह आज ॥ 

बोभव्सरस को उदाहरण 
समर महोप रामचन्द अरु रावन को, 
बानन की बरसा घटा सो घिरि ज्ञाति है। 








HINDI SELECTIONS 


कोटिन सुभट at परिहरि प्रान भूमि, 

ताकौ हेरि गोधन को सेना मंडराति है | 
कवि लकिराम कालिका को किलकारे सुनि, 
जंग जोरि जोगिनो जमाति हरषाति है i 
खोपरो के प्यालन में करते रुधिर पान, 
आंतन को माला गर, चरबो चबाति है ॥ 


अद्भुतरस को उदाहरण 


ल'कनाथ हेरि जाके लरजि रह्यो है fear, 
मंद्र उठायो जे दिगंबर सुबेस को | 

राजा राजकवर सुभट पुर तोनिह के, 
बल करि थाक्यो जो थकावन सुरेस को | 
कबि लळिराम राम जोर अचरज छायो, 
कंप सर सायो पलहो में देस देस को | 
कर में तिनका सम afta कुमार राम, 
मन्द सुसुकाय तोस्यो धनुष ASA को ॥ 
बांसुरो बजाय गति ume अनोखे लेत, 
ज्वाला को जमा at फन फुफकार काढ़ो है | 
मन्द्‌ करि बदन Tea रसना को वाके, 
आपनो cde रूप गुनगन गाढ़ो है | 
कबि लक्रिराम यह कीतुक निहारि नेन, 
कापत करेजो ब्रज अचरज बाठो = | 











४ 725 A 


१० 





MATRICULATION 


नाचि के फनालो पर आलो बनमालो आज, 
कालोनाग नाथि कालि दो के तोर ढाढो है ॥ 
गोपो ग्वाल Wa’ बळरान को बनाये संग, 
बन उपबन को न भोज्यो HS पात है | 
कबि लकिराम यह चरित अनोखो हेरि, 
संकर faifas न घोरज धरात है | 

गरजि गरजि बारि वरसि बरसि हारे, 

व्रज पर मेघन को बल न बसात है | 

नख पर Het परंदर को होड राखे, 

सांवरे बदन मंद मंद मुसुकात हैं ॥ 

वाहन faeta विधि विरच्यो करम जाको, 
बरबस ताको तषभासन बनाये हैं | 

बसन aera घोल धारा कबि ejm. 
विसद बिभूति अंग ऊपर चढ़ाये हैं । 

गंग तैसो भाल fafa तोजो eere, मोलि, 
चंद्रमुदजाल Heure पहिराये हैं | 

पाप खिन्न करत अनंगरिपु रामगंग, 

तरल तरंग तेरे भंग तो न खाये हैं ॥ 


दोहा 


राम प्रबल धनु did fag पुर अचरज ara । 
एक वार कांपे सबै संक सोर सरसाय ॥ 











HINDI SELECTIONS 
शान्तरस को उदाहरण 


कामना न राखे और मन में जगतवारो, 
जोते भव जाल जो कराल मुनिवर को । 
पारद qife से सुमन सत रंग रत, 

आनंद यको में जानि जोवन अमर को । 
कवि लळिराम ताको afear सराहै कौन, 
aa पे तिनका सो गनत इंद्र्धर को । 
जानको समेत कर कंज सर चाप धरि, 
ध्यान में निहारत स्वरूप रघ॒बर को ॥ 


TI 





5. CHAUDHARI BADARI NARAYAN 
UPADHYAYA 


Chaudhari Badari Narayan U padhyaya 
was a leading Rais of Mirzapur and son of 
Pandit Gur Charan Upadhyaya, a philan- 
thropic gentleman, who established Sanskrit 
pathshalas in Ayodhya and in Allahabad on 
the north bank of the Ganges. He was born 
on Bhadra Krishna 6, 1912 V.E., and 
received his education in Gonda and Fyzabad 
High Schools. He subsequently learnt 
Sanskrit and Hindi and shortly after became 
a great friend of Bharatendu Harishchandra. 
He established literary societies in Mirzapur 
and edited the Ananda Kadambini and 
Nagari Nirada. His principal works are: 
Bharat Saubhagya Natak, Hardik Harsha- 
darsha, Bharat Badhai, Aryabhinandan and 
Prayaga Ramagaman. 

He was the president of the 3rd session 
of the Sahitya Sammelan held in Calcutta 
in 1912. 

The accompanying poem is one of the 
few that he wrote in khari boli. 








आनन्द अरु णोट्य 
er ) 


उठो आर्यसन्तान सकल मिलि अब न बिलम्ब लगाओ | 
ब्रिटिशराज स्वातन्त्रमय समय व्यथे न बैठ बिताओ ॥ 
देखो तो जग मनुज कहाँ से कहां TE च कर भाई | 
wu, नोति, विज्ञांन, कला विद्याबल सुमति sr ॥ 


(2) 


को उन्नति निज देश, जाति, भाषा, सभ्यता, सुखों को i 
तुम सब ने सोखो वह बान रहो जो खान दुखां को ॥ 
बेदिक सत्य WH तज कर मनमाने मत प्रगटाये | 
ऋषि त्रिकालदर्शोगनके उपदेश भूल दुख पाये ॥ 


(३) 


qua गुण कमं स्वभाव विरुद्ध चाल चलने से | 
बने दोन तुम wa सनातन को सम्म्रति टलने से ॥ 
मिथ्याडस्बर दम्भ द्रोह पाषण्ड फुट फेलाते | 
अपने मुख से अपने को सबसे उत्कष्ट बताते ॥ 










——— 





74 MATRICULATION 


(8) 


waa से इए शून्य तुम बिना विचार बिचारे | 
we में फंस अल्पज्ञा के दाव सब अपने हारे ॥ 


क्षमा, सत्य, via, दया, शोच, अस्तेय, अहिंसा त्यागी | 
शम, दम, तितिक्षादि यम नियम fasta विषय अनुरागी n 


Ww 
wa ओट सुख «TH साधने को है चाल लखाती । 
कुत्सित लाभ लोभ के कारण जो नहिं छोड़ी जाती ॥ 
बिन विवेक बेराग्य ज्ञान तप उपासना के भाई | 
सदाचार उपकार बिना कब किसने सद्गति पाई ? 


E 


प्रचलित हाय चन्धपरिपाटो पर तुम चलते जातै | 

आयवंश को लज्जित करते कुछ भो नहीं लजाते ॥ 

है प्रिष्याविश्वास तुम्हारे मनमें इतना छाया | 

eet औ कबरों परभो जा मस्तक हाय नवाया ॥ 
(७) 

पञ्चदेव से पांच पोर जिन से हैं पूजे जाते i 

छथित अथवाचो भो हिन्दू हैं वे आज कहाते ॥ 

परब्रह्म से विसुख सदा तुम सिद्धि कहाँ से पाओ i 

नित्य नये दुख सहने पर भो तनिक नहीं पछलाओ ॥ 


ie 





HINDI SELECTIONS 

( ८.) 
स्वार्थ रहित umen बिरले कक्तं लखाते | 
WATS ज्ञानो सच्चे गुरु कोई ZS पाते " 
नक्तों बिचार करे सो तत्त्व जो अज्ञा को बललाते | 
य्रहण त्याग सत्‌ असत्रोति कुळ कभो UP समभ्काते । 

(22) 
खण्डन मण्डन को बाते करते, सब सुनो सुनाई । 
गालो देकर हाय ! बनाते RÀ अपने भाई ॥ 
नित्य नवीन घमपथ रच कर ठग तुमको TERIA | 
स्वर्ग छोड़ तुम राखराशि लेकर प्रसन्न दिखलाते ॥ 

( ge ) 
fea भिन्न समुदाय सनातन नित्य इसो से होता i 
प्रबल बिरोधी दल छो उस के शक्तिपुच्ज्ञ को खोता ॥ 
धमे आग्रह सब हैं केबल करने हो को झगडा | 
नहिं तो शक्ति धमप्रेमो से कैसा किस से रगड़ा ॥ 

( $9.) 
सभो धर्म के वक्षो सत्य सिद्धान्त और [बचारो | 
है उपासना भेद न उसके अथ बेर विस्तारो ॥ 
जगदोश्वर आराध्य देवता सबका है बह एको | 
HAA का ग्रन्थ बेद सब का जल एक विवेको ॥ 


















18 MATRICULATION 


(3X ) 


समभो तब केसा विरोध आपस का सब ने ठाना | 
at फूट का फल अद्यापि नहीं तुमने क्या जाना ? 
बोलो जो उस को भूलो सम्हलो अब तो आगे से | 
मिलो परस्पर सँघ भाई बंध एक Heu से ॥ 


( १३ ) 


आयवंश को करो एक अहेत भेद बिनसाओ | 

मनबच कमे एक हो वेदविदित आदश दिखाओ ॥ 
बैठो सब थल एक ध्याय BaD एक अविनाशो | 

एक बिचार करो थिर मिलकर जग आतङ्क प्रकाशो ॥ 


( १४ ) 


मिथ्याडस्बर छोड़ धम का सच्चा तत्त्व विचारो | 

चारो बेद कथित चारो युग प्रचलित प्रथा प्रचारो ॥ 
चारा वणे आश्रम चारां भिन्न धमे के भागो | 

निज निज धम्म चरण यथाविधि करो कपट छल त्यागो ॥ 


( १५) 


चारों बग अबस्था चारों के अनुसार RT | 
आवश्यक साधन सब का है विधिवत्‌ नियम निबाहे ॥ 
aet एक से काम जगत का चलता कभी लखाता | 
जगतप्रबन्ध ठोक रखने को धमे बेद बतलाता ॥ 

















HINDI SELECTIONS 
(१६) 


लोक ओर परलोक उभय संग जब साधोगे भाई । 
तब amà सुख पावोगे खोकर यह सब कठिनाई d 
सोखो नई पुरानो दोनों प्रकार को विद्यायें | 

दोनों प्रकार के विज्ञान सिखाओ रच शालायं ॥ 








( 29) 
शिल्पकला सम्यक प्रकार उन्नत कर WIA प्रचारो | 
निज व्यापार अपार प्रसार करो जग यश विस्तारो ॥ 
आवश्यक समाज संशोधन करो न ST लगाओ | 
हुए नवोन सभ्य ओरों से अपने को न इंसाओं ॥ 

( ९८) 
अपनो जाति वस्तु, अपने आचार, देश भाषा से | 
रक्वो Wife रोति निज धमे वेश पर अति ममता से ॥ 


राज अथ औ घमनोति तोनों को सङ्घ मिलाओ | 
ec उद्योग निरालंस होकर करो सफल, फल पाओ ॥ 


(ge) 
सबसे प्रथम Wa सञ्चय का aa करो ऐ प्यारे । 
सकल मनोरथ होते सफल usa एक सहारे ॥ 


सत्य सनातन धर्मध्वजा हो निश्ळल गगन उड़ाओ | 
खोत स्मात्ते कमे अनुशासन को दुन्दुभो बजाओ ॥ 











TT 





8 MATRICULATION 
( २० ) 


फंको We अनन्य भक्ति हरि ज्ञान प्रदोप जलाते | 
जगत प्रशंसित MAAN जय जय को धूम मचाते ॥ 
आय शास्त्र उपदेश करत रव विज्ञयघण्ट को भारो | 
विश्वविजय करलो प्रयास बिन atta बिदारो ॥ 


RE) 
मुख्य सत्य बल सञ्चय करके मनमें टटकर जानो | 
जहाँ सत्य जय wei नियम यह feug करके मानो ॥ 


Taal इशक्॒पा को आशा शरण उसोको जाओ । 
aga होगा सदा तुम्हारा सहज सिद्धि सब पाओ ॥ 


( २२ ) 


यह सुनकर सब सम्प्रदाय के उठे आये हरषाते | 
“जय सञ्चिटानन्ट” “जय भारत” saat चिल्लाते ॥ 
T€ चे प्रयाग जाकर जो है तोथराज कहलाता | 
मज्जन करके सलिल ब्रिबेनो जो अघओपघ नसाता ॥ 








6. RAI BAHADUR LALA 
SITARAM, B.A. 


The metrical Hindi translation of the 
Liaghuvansha or the History of the Raghu- 
vanshi kings of Ayodhya by the great poet 
Kalidasa was undertaken in 1885, after 
the publication of the Kumara-sambhava 
Bhasha, but for several reasons the book was 
published in parts—cantos ix to xv under 
the name of Sri Sita-Rama-charitamrita in 
1885, cantos i to vi under the title of 
Raghucharitra in 1886, and the complete 
book in 1892. The second canto of the 
translation describing the penance of Raja 
Dilipa and his receiving the boon of a son 
from the celestial cow is very much admir- 
ed and has been more than once included 
in books prescribed for the vernacular 
middle examinations in the United Pro- 
vinces, It has, therefore, been considered 
suitable for inclusion in these selections. 





महाराज feata को नन्दिनो का 


बरदान टेना 
चोपाई 


भये प्रभात पेनु ढिंग जाई । 
पूजि रानि माला पहिराई ॥ 
बच्छ पियाइ qifa तब राजा | 
खोल्यो ताहि चरावन काजा ॥ 
परत धरनि गोचरण सुहावन | 
जो मग धरि होत अलि पावन a 
चलो भूपतिय सोइ मग माको | 
स्ति gyfa अथ संग जिमि जाहीं ॥ 
चो सिन्धुन थन रुचिर बनाई । 
धरनिहिं nag बनो ay माई ॥ 
प्रिया फेरि अवधेश कपाला | 
रक्षा कीन्ह तासु ae काला ॥ 
ब्रत महं चले गाय कर आगे | 
सेवक शेष सकल zu त्यागे | 
इक केवल निज ater अपारा । 
मनु-सन्तति-लन-रक्ञनहारा ॥ 





i 








HINDI SELECTIONS 


HASH eas Alfa खिवावत i 
हाँकि मांछि ae तन € खुजावत ॥ 
जो दिशि चलत चलत सोइ URI | 
यहि विधि afe waa नरनाहा ॥ 
He बेठे सोइ Gq अनपा | 

ae तह चिं अवधपुरभूपा ॥ 

खड़े ताहि ठाठ़ो au जानो | 

चले चलत Gale अनुमानो ॥ 
पियत नोर कोन्हो जलपाना | 

रहे तासु संग wis समाना ॥ 
राजचिन्ह यद्यपि सब त्यागे i 

an तेजबस नरप सोइ लाग ॥ 
छिपे टान रेखा के संगा | 

होत AAS मद-मत्त मतंगा ॥ 

केश लता सन gifa बनाये | 

बन बिचस्यो धनु बान चढ़ाये ॥ 
ऋटषय-घेनु रक्षक जनु होई । 
आयो पशन सुधारन सोई ॥ 

बरून सरिस धरि तेज प्रभाऊ । 
चले यदपि सेवक बिन राऊ ॥ 

तरु पंछिन करि शब्द सुहावा | 


जनु ue दिशि जय-घोष सुनावा ॥ 
16 











81 





82 MATRICULATION 


जानि निकट कोशलपति आये | 
फुल वायु-बस लता गिराये ॥ 
fafa नरेश निज पुर जब आवहिं | 
धान नगर-कन्या बरसावहिं ॥ 
चले जदपि zu कर धनु धारो | 
तउ दयाल तेहि हरनि बिचारो ॥ 
निरखत तासु शरोर मनोहर । 
लोचन फल पायो तेहि अवसर ॥ 
भरि भरि पवन रन्प्रयुत-बांसा | 
qur शब्द लब करत प्रकाशा ॥ 
बनदेबिन कु'जन AS जाई | 
suena ag गाइ सुनाई ॥ 
जानि घामबस AAA शरोरा | 

ले सुगंध सोइ मिलत समोरा i 
वनरक्षक तेचि आवत जानो | 
बिना दृष्टि बन-आगि-बुझानो ॥ 
निबलह्ि सबल सतायो «ret | 
भे फल फुल अधिक बन Arey ॥ 
करि पवित्र दिसि ae’ दिसि जाई | 
घेनु सांक आश्रम कहं आई ॥ 
यज्ञ-खाद-साधन सोइ साधा | 
इमि सोहत तहं कोशलनाथा ॥ 




















HINDI SELECTIONS 


खदा RAE टश्यतनु धारो | 
सोहत संत प्रयत्न मंभारो ॥ 
जल सन उठत बराहसम्ूह्ा | 
चलत रूख-दिशि नभ erum ॥ 
हरो घास जहं As कुरंगा | 
चल्यो लखत सोइ सोरभि संगा ॥ 
एक भरे थनभार ट्खारो | 

धरे शरोर एक अति भारो ॥ 
मन्द चाल सन दोउ तह आई | 
तपबन-शोभा अधिक बढ़ाई ॥ 
चलत बसिष्ठ-धेनु के पाछे | 
लोटत अवधभूप छबि-आछे ॥ 
प्यासे गन बिलास बिसारो | 
लख्यो ताहि मगपेस-क्ुमारो ॥ 
आगे खड़ो रानि मग aret । 
पोछे xu we परळाक्छों ॥ 
सोहत बोच धेनु यहि भांतो | 
सन्ध्या सङ्क uem दिन रातो ॥ 
अक्तलपात्र कर धरे सयानो | 
fact गाय ae fefe लब रानो ॥ 
चरन बन्दि गो-माथ विशाला i 
पूज्यो अवध-रानि तेहि काला ॥ 








g 





MATRICULATION 


मिलन हेतु बच्छहिं अकुलानो i 
यद्यपि रहीं धेनु गुनखानो ॥ 
पूजन काज Tet सोइ ठाढी | 
सो लखि प्रोति भूप-मन बाढ़ो ॥ 
समरथ चहत देन फल SII 
प्रथम प्रसाद जनावत der ॥ 
पुनि usar fafu नृप निपटाई i 
सादर गुरुपटकमल दबाई ॥ 
जिन निज yaaa शत्र गिराये | 
टुहन अन्त गो-सेवन आये ॥ 
पुनि पल्लो संग भूप दिलोपा | 
धारि धेनु आगे बलि दोषा ॥ 
सोये तहं तेहि सोवत जानो | 
जागे जगो धेन अनुमानो ॥ 
सन्तति हित सेवत यहि wiat i 
बोते ब्रिगुणसप्त दिन रातो ॥ 
भक्त-चित्त परखन एक बारा | 
fefe गिरि-गुहा aq पगु धारा i 
Wy न सकहि' जन्तु यहि मारो | 
यह नरेश मन माहि' बिचारो a 
नग छनि लगे लखन नररा | 
Wafe' wes सिंह इक धाई ॥ 











HINDI SELECTIONS 


agua few 3per के धारा | 
भयो तुरत तहं शब्द अपारा ॥ 
भूप-दृष्टि भूधर-पलि लागो | 
परो aq पर नग-दिसि त्यागो i 
सिंहहि लख्यो da पर केसा | 
गेरु-गुहा लोध तरू जेसा ॥ 

भयो क्रोध नाहर-बध काजा | 
Waa BE! तोर तब राजा ॥ 
नख-क्कबि कंक पत्र महं डारो | 
अंगुरिन बिशिख-पु'ख तहं धारो ॥ 
हरि मारन fea Gua बाना | 
रह्यो दक्तिन कर चित्र समाना tt 
नखि अपराहि diefe ret | 
अवधनरेश-क्रोध अति बाढा ॥ 
faa नाग सम सन्त-प्रभाङ | 
बस्यो स्व्रतेजन कोशल-राऊ ॥ 





मृगपति सरिस तेज-बल-धारो | 






भयो चकित निज दसा बिचारो ॥ 
मनु-कुल-केतु अचज बढ़ाई । 
बोल्यो हरि नर-बोलि बनाई ॥ 
“बस | नरेश | श्रम AA तुम्हारा । 
“लगत न alfe aag हधियारा ॥ 





85- 





MATRICULATION 


“seta वायु, aa मूल उखारहि । 
“पै नहिं ana fears पह्षारहि ॥. 
“srg पोठ ay aga पुरारो । 
“पावन करत चरन faa घारो ॥ 
“ज्ञानु निकुम्भ-मित्र मोहिं चेरा | 
"rex त्रिभुवनपति केरा ॥ 
“देवदार जो we सुजाना | 
“ale मानत हर पुत्र समाना ॥ 
“जो ure पय पियो कुमारा | 

“ae सोइ पय-रस-चाखनहारा ॥ 
“एक बार कनपटो खुजाई | 

“तासु छाल बन-गजन गिराई ॥ 
“भा गिरिजहिं लखि सोच अपारा c 
“असुर-अस्त जिमि लगे कुमारा ॥ 
“तब सन Afè बनाइ झूगराजा | 
“दे आये पशु भोजन काजा ॥ 
“faa बन-गजन suaa हेतू | 
“राख्यो गुहा मोहि हषकेतू ॥ 
“जानि समय सम Wr निवारन | 
“मेजो नाथ मोहिं यह पारन ॥ 
"eret भूप गुरु-पद-अनुरागो । 
“अब फिरि जाह लाज सब त्यागो ॥. 








HINDI SELECTIONS 87 


“जो न शस्त्र सन रक्षन-जोगा । 
“शस्त्रिदीष ew fe न लोगा ॥” 
सुनि यहि भांति गदं-रस-सानो i 
कोशलपति anala को बानो ॥ 
ड्रेश-प्रभाव मोघ सर जानो | 

कीन्ह न मन कळु भूप गलानो ॥ 
सर-प्रयोग महं पहिलेछि बारा | 
निज खम भूपति व्यथ विचारा ॥ 
मारत AH AAS सुरनाथा | 

भयो शब्भुद्ग-वस जड़ हाथा ॥ 
बोले “बिबस बचन, SALTS | 
“सदा हंसत सुनि सन्त समाजू ॥ 
‘ag’ तोहिं aan विचारो | 
“asl सुनिय हरि बिनय Fart ॥ 
“चि पालत जो safe संहारत । 
“को कड तासु वचन नर टारत ॥ 
“À यजमान-पूल्य-युरु थातो | 
सो'इच्चि नसत लखो' केहि भांतो ॥ 
“हे mure मम eeu खाई । 
“तब होइय feme रझूगराई ॥ 
“घर ag बच्छ मिलन-अनुरागो | 
“Se ऋषेोस-घेनु ae त्यागो” ॥ 








MATRICULATION 


ट्सन-ज्योति गिरि-खोहन केरा | 
पंचानन तब नासि अंधेरा ॥ 
भूतनाथ-अनुचर मुसुकाई | 
aren बचन "wem नरराई ॥ 
“ATE जगत अकंटक राज | 
“लहे रूप गुण वय सुख-साजू | 
“तजत थोर fea ae निज देहा । 
“अहसि agafa नहिं deer | 
“जो दयाल तो लखु मन arey | 
“बचत गाय जो भूप नसाहों ॥ 
“कोटि faa सन धारत प्राना | 
“प्रजा पालिये पिता समाना ॥ 
“जो इक गाय-नास अपराधा । 
“लखि गुरु-कोप होत मन बाधा ॥ 
“कुम्भ-सरिस थन को सत गाई | 
“2 तेहि सकिय ata मनाई ॥ 
“यडि सन मन फल भोगन हेतू | 
“afea देह भानु-कुल-केत्‌ ॥ 
“afs ad स्वगे कहावत सोई | 
wie समेत राज जहं होई” ॥ 
भयो मौन नाहर अस भाखो | 
सुनत We सोइ भूधर साखो ॥ 








HINDI SELECTIONS 


करि प्रलि-शब्द गुहन अस लागा | 
जनु सोड el भूप अनुरागा ॥ 
सुनि हरिवचन आअवध-पुर-पालक | 
बोल्यो शव-द्ञन्द्- दल-चालक ॥ 
घेनुहि सिंह-काल-वस देखो | 
उपजत uere कपा बिसेखो ॥ 
“क़त्रियअर्थ सिद्ध जग सोइ | 
“sa सन सुजन बचावे जोई ॥ 
“faq सो राज छत्रिय गुन-होना | 
“aq अजस बस प्रान RATAT ॥ 
“ह्वे हैं मुनि प्रसन्न केहि utat i 

* Sr सकल ue को जातो ॥ 
“निश्चय afaa सिंह, मन माह्रौं | 
“कामधेनु सन यह कम AET ॥ 
“se न सकत यहि हरि संसारा | 
““हरप्रभाव तुम Als प्रहारा ॥ 
“ga aa उचित du ag एक्को | 
«2 निज देह aardi ut ॥ 





“aq अहार मनि कर मख-काजा | 


“aie? As अविन्न wars ॥ 
“que faa यह wae बिचारो | 
“Saera यह थाति qur 








89 





MATRICULATION 


“eq नसे fae आप नसाने | 
*enfa wie fafa aret wars iu 
“बधत wife लागति जो दाया | 
“at जस-देह राखु झूग-राया ॥ 
“निश्चय नास देह कर जानत | 

“al सम तनहि तुच्छ करि मानत orn 
“जन-सम्बन्ध सकल जग ATS | 
“darf सन होत ure ॥ 
“भयो मिलन सुनु बन महं सोऊ | 
“हैं यहि हेतु faa हम दोऊ ॥ 
“प्रथम विनय मम स्टुग-पति ZITA | 
“उचित न afe faa afe कारन ॥” 
“जो तुम wee” au सुनि नाहर । 
खुलो नरेश-बांह तेहि अवसर ॥ 
Sift अस्त्र Wada महाना | 

हरिहि दोन्ह aa पिंड समाना ॥ 

wa सोस ae सिंह प्रहारा । 

जोहत कन छन भूप डदारा ॥ 

करि जय जय नभ-फूल GETAN | 
विद्याधर zu पर बरसावा ॥ 

“उठिय बत्स” सौरभि को बानो | 
gaa नरेश अमिय-रस सानो n 














HINDI SELECTIONS 


उठि निज ara सरिस तेहि ठामा | 
ठाढ़ो लखो घेनु अभिरामा ॥ 

aw घेनु afe चकित निहारी i 
“मैं परखो zu, भक्ति तुम्हारो ॥ 
“जो मोहि यमह' सकत हनि नाहीं | 
“ताहि जन्तु केहि लेखे माहीं ॥ 
मांगिय बर प्रसन्न मोहिं जानो | 
“लखि तव भक्ति भूप गुनस्वानो ॥ 

“मैं न gis साधारन गाई | 

“na alfe काम-घेनु नरराड ॥ 
निज बल-बोर-प्रसिद्ध महोसा i 

दोउ कर जोरि ara पद सोसा ॥ 
बोले WI अनुग्रह कोजे | 

“द्ध gaa alfe यह बर टोजे ॥ 
“faa मागघो सन सुत सोडे । 

qag fefa बिदित जासु जस छोड” । 
करि पूरन ate अभिलाषा à 
“एवमस्तु” सोरभि qe भाषा ॥ 
“efe मम ga पत्र महं राऊ | 

“पिय लह qa इक अमित-प्रभाऊ ॥” 
“मख fea fe पुनि बच्छ fuum | 
“शेष दूध ऋषि-आयसु पाई ॥ 








9r 


92 





MATRICULATION 


“alee करन मातु में पाना । 
“रकित महि षट-भाग समाना U^ 
सुनि यहि भांति अवधपति-बानो i 
सुनिवर-धेनु अतिहि हरषानो i 
भूधर-राज-गुह्णा पुनि त्यागो i 
लोटो धेनु भूप संग लागो ॥ 

अति प्रसन्न गुरु सन नरदेवा | 
विकसित बदन Hel सब War 
लखि पति मुदित सफल अनुमाना । 
विनहिं कहे wat सब जाना ॥ 
धेनुटूध पुनि विधि-अनुरूपा | 

पियो रानि संग कोशल-भूपा ॥ 
भये प्रभात वसिष्ठ मुनोसा | 
faafe देइ प्रस्था न-असोसा i 
क्यो “भूप अब अवधड्ि जाह | 
भोगइ जन्म सुकोरति EU 
सुनि यहि भांति देवसुनि बैना । 
रानो सहित भूप गुन-ऐना ॥ 

घेनु बच्छ संग यज्ञ-क्शानुह्ि | 
तिय समेत सुनि मन-तम-भानुह्ि ॥ 
करि प्रदक्षिणा रानि समेता । | 
चले अवध दिशि शोल-निकेता ॥ 











me c pe 
- á 
® 
' 9" 
. 5 
F * 





HINDI SELECTIONS 


देत बंग fea अनंद अपारा i 

करत मधुर yfa रथ असवारा | 

पुत-काज त्रत बस छश अंगा | 

चले fes मागधो संगा ॥ 

बढ़त Vere दरस बिनु पाये | 

तेहि उघारि zw टको लगाये ॥ 

पावत प्रजा अनन्द बिसेषा i 

dfe नव चन्द्‌ सरिस सब देखा ॥ 

ag fefa नगर लोग जस गावत | 

रथ ऊपर शुचि ध्वजा उड़ावत ॥ 

घरे इन्द्र सम तेज विशाला | 

कोसल नगर पेठि मह्िपाला ॥ 

निज भुज शेष सरिस बल सारा । 

wal बहोरि भूप महिभारा i 

दोहा 

तेज अत्रि-सुनि-नयनकर, जिमि «tet आकास i 
लोन्ह देवसरि संग ज्यों, शंकर-ज्योति-उजास ॥ 
लोकपाल-शचि-तेज-मय, प्रबल तेज-गुन-खानि | 
नरपति-कुल को afa fea, wat गभे तिमि रानि n 








7. PANDIT AYODHYA SINGH, 
UPADHYAYA HARI-AUDH. 


Sahityaratna Pandit Ayodhya Singh 
Upadhyaya belongs to a distinguished 
Sanadhya Brahman family of Nizambad in 
Azamgarh district and was born in 1922 
V.E. After serving the Government in the 
Revenue Department, he retired on the 1st 
November, 1923, and has since been an 
honorary Readerin Hindi in the Benares 
Hindu University. One of his earliest 
works, the “Theth Hindi ka Thath’ was 
very highly spoken of by Sir George Grierson 
and is prescribed for the Indian Civil Service 
Examinations. His most famous work, 
however, is the Priya-Pravasa which has 
established his reputation as one of the 
greatest Hindi writers of modern times. Of 
late he has been writing verses in Khari 
boli on various subjects. The accompany- 
ing poem is taken from his Padya Prasun, 
published by the Hindi Pustak Bhandar, 
Laheria Serai, a copy of which was kindly 
sent by him and shows not only his love for 
his mother country but an ex traordinary 
command over the language, 








जोवन-मरण 


alae 


योर पोर में है भरो तोर मोर हो को बात, 
मुहंचोर बने आन-बान छोड़ ast * 

कैसे भला बार बार मुहं को न खाते रहं, 
सारो मरदानगो हो as मोड spe 
प'हरिओऔघ कोई कस कमर सताता wat न, 
कायरता होड़ कर नाता जोड बैठो है | 
छुट चलतो है आंख दोनां हो गई है फट, 
fgat में फट आज पांव तोड़ बैठो है ॥१॥ 
बोतो बोरताये', बात उनको बनातों केसे, 
घुलसे ओ त्टण-तूल से जो गये बोते हैं | 
उनको wi में भला बिजलो भरिगा कीन, 
बात के HS जो बार बार मुख सोते हैं । 
हरिओध हिन्दू केसे fes का करेंगे हित, 
* सुख ufecaion देख देख जोते Y 
लोहा केसे लेते छाथ कांपता है लोहा wa, 
आंखे केसे लहू होतीं लह uz पोते हैं ॥२॥ 










96 





MATRICULATION 
धल आंख में जो भोंकते हैं उन्हे बंध मान, 
बंधे धाक बंधनो को धल में मिलाते हैं | 
सच्चा मेलजोल मेल जोल चोचलों को मान, 
बिना माल मिले मोल अपना गंवाते हैं | 
wfc केसे भला भूल हिन्दुओं की ae’, 
बन बन भोले भलो भांति छले जाते हैं | 
बात खलतो है खोलने को खोखलापन हो, 
आंख केसे खुले आंख Glas न पाते हैं ॥३॥ 
काठ हो गये हैं काठ होने के कुपाठ पढ़, 
few वाले होते mer दिल का दिवाला 2 i 
बस होते रहे वेबिसात वेबसो से बने, 
कस होते AHA का बढ़ता कसाला = | 
हरिश्मीध बल होते अबल बने हो रहे, 
बार बार बेरियां का होता बोलबाला है | 
पाला केसे मारे पाले पड़े हैं कसाइयों के, 
हिन्टूओं के लोह पर पड़ गया पाला है ॥४॥ 
मन मरा तन में तनिक भो न ताव रहा, 
घन का न ध्यान वाइ का बल न प्यारा है | 
हंसो को न हया, परवाह वेबसो की नहीं, 
अरमान हित का नमान का सहारा है | 
हरिओध ऐसो हो प्रतीति हो रहो है आज, 
सुत रहा सुत श्रो न दारा रहो दारा है। 








HINDI SELECTIONS 


वोरता tat न गई घोरता घरा में da, 
हिन्दुओं को रग में रहो न रत्ताधारा है ॥५॥ 
दाव मानते हैं, यह भाव बार बार बार दब, 
दांत तले ga दाब दाब के दिखावेंगे i 
आंख देखने को है न उन में तनिक ताज, 
बात यहु आंख मद He के बतावेंगे । 
इरिओध हिन्दुओं में हिम्मत रहो हो नहीं, 
हार को सदा छो हार गले का बनावंगे। 
चोटो काट काट वै सचाई का aga देंगे, 
यूनिटो को पांव चाट चाट के बचावंगे ॥६॥ 
नवा नवा सिर को सहेंगे सिर पडो सारो, 
दांत काढ़ काढ़ दांत अपना तुड़ावेंगे । 
रगड़ रगड़ नाक नाक कटवा हैं रहे, 

पकड़ पकड़ कान कान पकड़ावेंगे | 
हरिओऔध और कोन काम हिन्दुओं से होगा, 
मिल मिल गले गला अपना दबावंगे। 

पांव पड़ पड़ मार पांव में कुल्डाला लगे, 
जोड़ जोड़ हाथ हाथ अपना कटावेंगे ॥७॥ 
कागज के फुल हैं गलेंगे बारिब॒द पड़े, 

पत्ते हैं पवन लगे कांपते दिखावंगे | 

वे तो हैं age बात कहते बिलोप होंगे, 
अले हैं अवनि तल परखे बिलावंगे i 


17 




















98 





MATRICULATION 


ओस को हैं बू दें लोप होबे गे किरन gs, 
कुसुम हैं धप देखते छो कुम्हलाबेंगो | 

केसे भला हिन्दू फक फ्‌ क के न पांव रखं, | 
भुआ हैं बिचारे wa से हो उड़जावेंगे ॥८॥ 
कान होते बहरे बने हैं अंधे आंख होते, 

बाचा चारु होते मूक रहना बिचारा = | 

कर होते लु'ज हैं औ पंगु हैं que होते, 
बलवान होते कहां बल का सहारा है | 
'हरिओध टुखित महा है देख देख दशा, 

तेज होते परम तर्राण बना तारा है 

तन होते तन बिन गये हैं ए अतन बन, 
हिन्दुओं के तन को निरालो रत्ताधारा है ॥८॥ 
चक जो इुई सो हुई चुकते सदा क्यों रहें, 
चतुर feq के मिले चोक अब चेते हैं | 

भ्रम को भयानक भंवरमें पड़ो कयां रहे, 

संभल संभल जाति हित नाव खेते हैं । 
हरिओऔध केसे भला भूल हिन्दुओं से AN, 
साथ साथवाले का वे साथ रह देते हैं ॥ 

गालो खा खा मंजु मुख लालो हैं ललाम होतो, 
लात खा खा लात को ललक चम लेते है ॥१०॥ 
कटि जेसे लघु चुभते हैं पड़े ufa लले, 

पोटे धूल पड़ पड eat में दुख देतो है। 


















HINDI SELECTIONS 


कोडो को सो बडो तुच्छ टोडोदल बांध बांध, 
“दल देतो बड़े बड़े दलपति को खेती है | 
हरिओध हिन्ट्जाति में अब कहां हैं जान, 
चोट पर चोट खा खा कर भो न चेतो है | 
छेड़ दब कोटे कोट भो न छोड़ते हैं, 

चोट करते हैं ale चींटो काट लेतो है ॥११॥ 
लट लट बार बार लेट न्तोट जाते जो न 
कैसे तो हमारों ललनायें कोई Azar | 

फटे जो न होते दिल फटा जो न भाग होता, 
कैसे लगातार तो हमारा सिर फटता | 
हरिऔध कटुता न जाति में जा फेलो Brat, 
कैसे कूटनोतिवाला कूद कूद कूटता | 

zz हो रहो हैं टूट मन्दिर अनेकों गये, 

«fa टूटतो है है कलेजा कहां टूटता wer 
आनबानवाले बात अपनो बनाये रहे, 

आज भो हमारो आन लम्बो तान सोतो है। 
कान पर ज्‌' भो नहीं रेंगतो किसो के कभो, 
बद्‌ कर web कौ बढी बिष बोज बोतो है। 
हरिओऔध छाथ मलते भो बनता है नहों, 

बार बार चूर चर होता मान मोतो है | 
ललना feat किन्तु खोलता कहां है लइ, 








लाल लुटते है आंख लाल भो न होतो है ॥१३४ 


99 





MATRICULATION 


रोते रोते रातं(छें बिताते quat लोग, 

रेते जा रहे हैं गले घर होते रोते YI 

आग हैं लगाते, हैं जलाते बार बार जरा, 
चैन लेने देते नहीं पातको पलोते हैं । 
हरिओध हिन्टू मेमने हैं बने चेते नहों, 

चोट ug ala लहू चाटवाले चोते हैं | 

पट छो रहे हैं पोटने में पोट पोट पापो, 

एक कोट से भो बोस कोटि गये बोते हैं ॥१४॥ 
माल पर हाथ मार मार मालामाल बने, 
करके कपालक्रिया at किलका रियां i 

खल कर aS हाथ अपना Ag से भरं, 

तन के छतों से छूटे लहू पिचकारियां। 
धज्जियां उड़ाई जांय भोले भाले बालकों को, 
धल में मिलाई जाय फुल जेसो नारियां | 
आग तो HAH में लगो हो wet feat के, 
कैसे भला आंख से ae गो चिनगारियां ॥१५॥ 
भोपड़ी किसो को फकतो है तो भले हो फके, 
उसे क्या जो फक फूंक देता घर zin | 
केसे भला लोक-लाज-लालसा लभाये उसे, 
जिसने कि लूटपाट हो की पढ़ो पट्टो है । 
इरिओध मानवता ममता न होगो उसे, 
पामरता प्रोति घटे होतो जिसे घट्टो है | 





















HINDI SELECTIONS 101 


पड़के खटाई में न Get मोठो जान सके, 
आज भो इमारो आंख को न खुलो et है ॥१६॥ 
नानो मर जातो है कहच्चानो वोरता की सुने, 
कांप उठते हैं नेक नाम सुने नेजे का । 

बुरो बुरो भावना हैं पुजतो भवानो बनो, 
भय से भरा हो रहता है भाग भेजे का । 
हरिओध हिन्दुओं का जास होगा केसे we, 
फल मिलता है उन्हं-होनता अंगेज का | 
जान होते बिना जानवाला कीन दूसरा है, 
कीन है कलेजा होते बना बेकलेज का ॥१७॥ 
कोट कहते हैं ये बनेंगे कोट पावस के, 

लते कहते हैं लते इन के werd | 

दूब कहती है दूब दाबंगे ये दांतों तले, 

au कहते हैं इन्हं ST सा बनावे गे | 
हरिओध क्या सुन रहे हैं ये हैं केसो बाते, 
कान स्कुले हिन्दू क्या इन्हं न सुनपावे गे । 
तूल कतो है ये ssi तूल-पु'ज सम, 

ya कहतो है धूल में ये मिल जावे गे ॥१८॥ 
केसे खान पान के बखेड़े खड़े होंगे नहों, 
कैसे छत छात को अक्कुत बन खोवे गो | 

केसे पंथ मन के प्रपंच में aed नहीं, 

केसे भेदभाव काटे पंथमें न बोवे गे | 































MATRICULATION 


हरिओध केसे पेच पाच न भरे गे पेच, 

केसे जाति णंति के कलंक-पंक NAT । 

धर के अनेक रूप रोकतो अनेकता है, 

एका वं से होगा कसे fee एक होवे गे ute 
दुख इए दूने हुए सुन्दर सदन us. 

ध्व॑स के नमूने बने मन्दिर दिखाते हैं | 

दिल में पड़े हैं काले, जोवन के लाले पड़े, 
पामर के पाले पड़े सुख को ललाते हैं । 
हरिओध हिन्दुओं की बुरो लते' कुटो हो नहों, 
माल खो खो लोने लाल ललना गंवात हैं | 
aaa agata पिटते हैं बच पाते «el, 

सह सह WId रसातल चले जाते हैं ४२०॥ 
कटे गे पिटे गे नोचते हैं जो नुर्च गे आप, 

कब तक fweem को नोच नोच खावे गे | 

पच न सकेगा पेट मार के मरे गे क्यां न, 

पामर परम केसे पाइन पचावे गे | 

हरिओध धमं-बोर धर्म की रखेंगे धाक, 

ऊधम अधम केसे ऊधम मचावे गे | 

पोटो Se लेवेगे चपेटे'गे लंगोटो बाँध, 

बोटी बोटो कटे लाज चोटो की बचावे गे ॥२१॥ 
पातको जो पातकपयोनिधि समान होंगे, 
कोतुक तौ कुभ-योनि का सा दिखलावे गे | 











बैल ` 


fs 1 





HINDI SELECTIONS 


एक मुखसे हो पंचमुख का करेंगे काम, 


AN arg मेरे चार are कहलाबेंगे। . 





अधम अधमता चलेगो इरिओध कैसे, 
AR ET सहस-नथन पद पाबेंगे i 

लोम लोम लोमस लो' अजर अमर होंगे, 
सारे -fag रक्तबोज बन SHAT ॥२२॥ 
बदरंग उनको अनेकता करेगो कैसे, 
एकता को रंगतों में यदि सन जाबेंगे | 


हाथ ले गे आयुध विरोध प्रतिकारक तो, 
` बेरो-बेर-वोरुध के मूल खन जाबेंगे i 





हरिओध हिन्दू बातें अपनो बनायंगे तो, 
safa विधान के faata तन जावंगे | 
चार चांद जाति हित चाव में लगा Sai तो, 
चन्द्‌ जयचन्द भोर-चन्द्‌ बन HAT ॥२३॥ 
जगंगे sen ओ feras गरूरियों को, 
गिरि को करंगे चुर बज्व बन जावंगी । 
परम प्रपंचियां का कदन प्रपंच कर, 

भर भर पंच बाई पेटको usd । 
हरिओध हिन्दू धर घोर धावमान visi, 
अंधाधंध बंधुओं को धरा में धंसावेगे | 
धूमसे दलंगे धमाचोकड़ो मचेगो कैसे, 
बड़े बड़े ऊधमो को wed मिलावेंगे ॥२४॥ 








108 





104 MATRICULATION 


Waa निकेतनों के प्रमिक परम sii, 

प्यार भरा प्याला प्यारवाले को पिलावेंगे | 
हिंसक की हिंसा को कहेंगे कभो fear नहीं, 
मान वे अहिंसकां को दिल से दिलावेंगे i 
हरिओध मानवता मोल को अमोल मान, 
आमिल मनों को मेल-जोल से मिलावेग | 
जोवित रहेंगे मर जाति के feat के लिये, 
जोवन दे जोवन-विक्लोन को जिलावेंगे us un 









